इतिहास और नागरिक शास्त्र 


छठी कक्षा के लिये पाठ्यपुस्तक 





राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की अनुमति से आँक्सफो्ड 
एण्ड आईण्बी०एच० पब्लिशिग कम्पनी ने जून 977 में प्रकाशित किया था। बाद के सभी संस्करण 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशिता 


प्रथम संस्करण 


जून 977 
ज्येष्ठ 899 
पुनर्म द्रण 

- मार्च 4979 
फाल्युत 900 


जून 4980 
ज्येष्डा 902 


7.0, 32, 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, [977 


रु० 4.45 


प्रंकाशन विभाग में, श्री विनोद कुमार पंडित, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌, श्री अरविंद सार्ग, नई दिल्‍ली ]00॥6 द्वारा प्रकाशित तथा जयप्रिट पैक (प्रा०) 
लि० नई दिल्‍ली 005 में मुद्रित । 


अस्तावना 


]0+2+-3 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था के आवश्यक तत्व केवल उसकी संरचग में हो विहिै 
नहीं है, अपितु शिक्षा को राष्ट्रीय विक|स से संबंधित करने के लिए नवीन उद्देश्यों एवं दृष्टि 
कोणों से भी अभिप्रेरित हैं। इसके लिए विभिन्‍न विषयों के पाठयक्रेम की पुनरंचता का का 
प्रारंभ किया गया और 975 में राष्ट्रीय-स्तर पर पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई । ए 
प्राहप के आधार पर विदयालयी शिक्षा के सभी रतरों के लिए विभिन्‍न विषयों का पाठयक्रा 
तैयार किया गया। यहू कहने की आवश्यकता तहीं है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ३ 
मानवता, धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकत्ता, समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों के उस्तयन पर व् 
देना चाहिए । 

माध्यमिक स्तर (कक्ष) 6 से 8) के लिए पठ्यपुस्तकों तैयार करने का उत्तरदायित्व ए६ 
समिति को सौंपा गया है, जिसके अध्यक्ष डा० वीर बहादुर सिह हैं तथा डा० मु० अन्त, कू 
भ्हित्या चारी, प्रो० सत्य भूषण, प्रो० भा० स० पारख, डा० दि० सी० मु तथा श्री अजु ने दे8 
इसके सदस्य हैं। है 

इस समिति के मतानुत्तार प्रो० रोमिला थापर द्वारा लिखित तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनु 
संधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ दवारा प्रकाशित 'प्राचीन भारत में सामाजिक विज्ञान के पाठयक्रा हे 
में दिए गए इतिहास के अंश का बहुत ही उपयुक्त रूप से निर्वाह किया गया है। यह पुस्तक ए5 
विशिष्ट संपादन मंडल के तत्वावधान में तैयार की गई, जिसके अध्यक्ष प्रो८ एस० गोपाल थे थी 
प्रो० एस० नरुल हसन, प्रो० सतीशचख्र तथा प्रो० रोमिला धापर इसके सदस्य थे । प्रो० थापः 
ने आवश्यक्रतानुत्ार इस संस्करण की विषय सामग्री में अपेक्षित संशोधन किया है। राष्टए, 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के श्री ए० एच० खान ते इसके प्रश्न-अभ्यायों में संभोक: 


पर 


किया है । डा० शिवकुमार सैनी ने प्रेस कापी तैयार करने में बहुत ही सहायता की। राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है । 

इस पुस्तक के नागरिक शास्त्र संबंधी भाग को सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा 
विभाग के डा० वि० सी० मुले एवं श्री अमीचन्द शर्मा ने सामाजिक विज्ञान संपादन मंडल के 
, निर्देशन में त॑यार किया है | इस पुस्तक के चित्र श्री चर्द्रकुमार वाजपेयी के निर्देशन में श्री केशव 
बाघ तथा कु० रंजता वाजपेवी ने बनाए हैं । मैं इस योगदान के लिए इन सबके प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ । संपादन मंडल के अध्यक्ष डा० वीर बहादुर सिंह के प्रति मैं विशेष रूप से आभारी 
हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में अमूल्य सहयोग दिया । 

इस पुस्तक के बारे में पाठकों के सुझाव एवं समीक्षाएँ प्राप्त कर परिषद्‌ आभारी होगी । 
उनके प्रकाश में ही हम पुस्तक का संशोधित संस्करण निकाल पाएँगे। 


नई दिल्‍ली 


रईस अहमद 
4 मार्च, 977 


निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


इतिहास 


प्राचीन भारत 


रोमिला थापर 


संपादत मंडल 


प्रधात संपादक 
डा० एस० गोपाल 


संपादक 
डा० एस० नूरुल हसन 
डा० सतीशदचंद्र 
डा० रोमिला थापर 


सचिव 
डा० किरण मंत्रा 


चित्रकार 
चंद्रप्रकाश टंडन, केशव वाघ, मनोरंजन ठाकुर 


प्राचीन भारत का प्रथम संस्करण परिषद्‌ द्वारा मई 969 में प्रकाशित किया गया। इसका 
पुनभु द्रण सितंबर 969 ओर जून 970 में और इसका संशोधित संस्करण अक्तूबर 97] में 
प्रकाशित हुआ और पुनमु द्रण मई ]973 ओर जून 975 में किया गया.। 


भविकथनत 


हमारे सकलों की छठी कक्षा के बच्चों की इस पाठ्यपुस्तक में आदि काल से लेकर मध्य 
धृग के प्रारंभ तक के इतिहास का उल्लेख है। सातवीं कक्षा की पराठ्यपुस्तक में प्राचीन युग के 
भरत से लेकर वर्तमान युग के प्रारंभ तक के काल का वर्णन है और आठवीं कक्षा की पाह्यपुस्तक 
में वर्तपान समय तक के आधुनिक भारत के इतिहास का वर्णन है। इन्हीं युरगों का इतिहास अधिक 
ऊँचे स्तर पर त्रमणः नवीं. दसवीं और स्यारहवीं कक्षाओं की पाय्यपुस्तकों में लिखा जाएगा। 

प्ारतीय इतिहास के प्राचीन युग का अंत और मध्य युग का आरंभ कब से होता है-- 
ग्रह निर्णय करने के लिए केवल राजवंशीय परिवर्तेनों पर ही नहीं, वरत भारतीय संस्कृति भौर 
समाज के विकास के प्रमुख चरणों पर भी ध्यान दिया गया है। महमूद गज़नवी के आक्रमण 
अथवा दिल्‍ली-मह्तनत की स्थापना जैसी घटनाओं की अपेक्षा आठवीं शेती में भारत 'के आधिक 
और मामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तत तथा अभिनव राजनीतिक मंस्थाओं का विकास 
अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ते हैं और इसीलिए आखवीं शंती को प्राचीन युग का अवसान काल 
माना गया है। इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी में मध्ययुगीग सामाजिक व्यवस्था बदली और उसके 
स्थान पर आधुनिक भारत के निर्माण का समारंभ हुआ । इस संदर्भ में केवल अंग्रेजों के आगमन 
की दी नहीं, वरन मुगल शासत के अंतिम चरण में होने वाले परिवतंनों को भी समीक्षा अपेक्षित 
है। इन्हीं कारणों से 8दीं शती का आरंभ मध्ययुग के अवसान और आधुनिक युग के आरंभ की 
सुविधाजनक तिथि मानी गई है। इस दृष्टिकोण के कारण ही राजवंशीय इतिहास को पृष्ठभूमि 
में डालकर उन शक्तियों, प्रवृत्तिपों तथा संस्थाओं पर विशेष जोर दिया गया है, जो भारतीय 
राष्ट्र के इतिहास के निर्माण में सहायक रह हैँ । ह ह 

इन सभी पुस्तकों में आधुनिकृतम शोध के समाविष्ट करने तथा विषय के वैज्ञानिक अनु-. 
गमन की ओर लक्ष्य रहेगा। भारतीय इतिहास के सभी पक्षों का सर्वेक्षण किया जाएगा और 


तर 


भारतीय एकता तथा भारतीय संस्कृति के उत विकास की ओर ध्यान आक्षष्द किया जाएगा जो 
घाभिक भेद-भाव तथा प्रादेशिक भावना से परे हैं। साथ ही विश्व-इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 
भारतीय इतिहास का अनुशीलन किया जाएगा । यह आंशा की जाती है कि ग्यारहवीं कक्षा छोड़ते 
समय तक प्रत्येक बालक या बालिका को हमारे देश तथा यहाँ के निवासियों के इतिहास का 
व्यापक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । 

फ़ठो कक्षा की इस पाठ्यपुस्तक को संपादन मंडल की एक सदस्या, ड)० रोमिला थापर 
ने लिखा है| इप्तकी पांडुलिपि को मंडल के अन्य सदस्यों ने भी पढ़ा है और उनके विचार-विमर्श 
के भाघार पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इसके अंतिम प्रारूप का दायित्व मंडल के 
सभी सदत्यों पर है । 

इस पुस्तक के चार्टो के निर्माण हेतु हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आभारी हैं। पुस्तक 
में प्रयुक्त सभी फोटो भी उन्हीं से प्राप्त हुए हैं। मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के प्रकाशनों से पुन: 
झदुधुत किए गए हैं। 

पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ड|० विश्वेश्वरदयाल शुक्ल ते किया है । 


संपादक व्‌ द 


विषय-सूचो 


प्रस्तावना: 
प्रावकथन 


भूमिका-भारतीय इतिहास का अध्ययन' 
अध्याय |--आदि मानव 

अध्याय 2--नगर जीवन का आरंभ 
अध्याय 3--वेदिक युग का जीवन 

अध्याय 4-मगध राज्य का उत्कर्ष 
अध्याय 5-मौय॑ साम्राज्य... 

अध्याय 6--उत्तर मौर्यकालीन भारत 

. अध्याय 7-गुप्त काल 

अध्याय 8--छोटे-छोटे राज्यों का युग 
अध्याय 9--भारत और विश्व 


परिशिष्ट 
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 
सुप्रसिद्ध विभूतियाँ 
तुलनात्मक तिथि-क्रम का चार्ट 
टीका और शब्द-संग्रह 


09. 
23- 


[37 
39 
42 
43 







| 
| 
करटवरिगटधिसदयो 


0 दिया॥गेधायगा3९ 
|! है ॥जतैय वाथाआाह। 


 भप्तिका 


भारतीय इतिहास का अध्ययन 


| मरे विश्वास है, तुम्हारे मत में अनेक बार यह प्रश्न उठता होगा कि तुम इतिहास 

:> क्यों पढ़ रहे हो | इतिहास का अध्ययन बीते हुए समय को जाननें का एक ढंग है। 
इतिहास यह समझने का एक प्रयास है कि किस तरह और क्यों हमारे पु्वंज उस ज़माने 
में जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और 
उन्हें वे कैसे सुलझाते थे । अंतीत से परिचित होना तुम्हारे लिए आवर्श्यक है, क्योंकि 
तभी तुम उसे भली भाँति समझ सकते हो, जो आज भ्रास्त मैं हो रहा है। तभी तुम्हें 

अपने देश की कहानी मालुम होगी जिसका प्रारंभ अनेक शताब्दियों पहले हो चुका था। 
तुम उन शासन करते वाले राजाओं और राजनीतिज्ञों को तथा जनसाधारण को जान 


सकोगे जिनके कारण इस कहानी का जन्म हुआ । तुम्हें यह भी ज्ञात हो सकेगा कि जो... 


भाषा तुम बोलते हो वह क्यों बोल रहे हो । 

इसके अतिरिक्त अतीत के अध्ययन से एक आनंद प्राप्त होता है। एक तरह से 
यह 'गड़े हुए खजाने! की खोज का बेल है। सभी प्रकार के स्थानों में छिपे हुए संकेत 
मिलते हैं और जब तुम्हें एक संकेत मिल जाता है तो उससे दूसरे संकेत का पर्हा लग 
जाता है और धीरे-धीरे, एक-एक करके, तुम्हारे हाथ वह खज़ाना” आ जाता है। यहां 
ख़ज़ाने का मतलब इस बात की जानकारी से है कि तुम्हारे जन्म लेने से बहुत पहले 
दुनिया में और तुम्हारे देश में क्या हो रहा था। 

भारत का अतीत बहुत लंबा है। यह कई हजांर वर्ष पुराना हैँ । इसकी जानकारी 
का आधार वह सबूत है जिसे हमारे पूवज पीछे छोड गए हैं। निकट अतीत के.लिए 


2 प्राचीन भा ., 


हमारे पास लिखित और छपे हुए अभिलेख हैं । उस युग के लिए, जब छपाई का ज्ञान 
नहीं था, हमारे पास काग़ज़ पर हाथ से लिखे हुए अभिलेख मौजूद हैं रे परतु उससे भी 
प्राचीन युग में जब काग़ज़ नहीं बना था, अभिलेख सूखे ताड़ के पत्तों, भोज-पत्नों और 
ताँबे की पट॒टियों पर लिखे जाते थे और कभी-कभी बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थर की 
दीवारों या ईंट की बनी छोटी-छोटी पट्टियों पर खोदे जाते थे । इसके भी बहुत पहले 
का एक समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। प्राचीन काल के उन लोगों के 
जीवन का ज्ञान हमें उन पदार्थों से होता है जिन्हें वे छोड़ गए हैं, जैसे, उनके मिट्टी के 
बतंन, हथियार तथा औज़ार। ये वस्तुएँ ठोस हैं, इन्हें तुम देख या छू सकते हो | इन्हें 
कभी-कभी सचमुच धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये सभी ऐतिहासिक 'गड़े हुए 
खज़ाने' की खोज के खेल के संकेत हैं। 
संकेत अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली हस्त- 
लिपियाँ हैं। हस्तलिपियाँ प्राचीन पोथियाँ हैं जो या तो सूखे ताइपत्रों पर लिखी मिलती 
हैं अथवा भोजपत्न की बारीक छाल था कांग़ज़ पर (प्रायः काग़ज़ पर लिखी हुई हस्त- 
लिपियाँ अधिक मिलती हैं, यद्यपि काग्रज़ पर लिखी पुस्तकें उतनी पुरानी नहीं हैं जितनी 
कि दूसरी)। जिन भाषाओं में बहुत पुरानी पुस्तकें मिलती हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं 
जिन्हें अब हम भारत में प्रयोग में नहीं लाते जैसे पालि और प्राकृत । कुछ पुरतक संस्कृत 
और अरबी में हैं जिनका हम आज भी अध्ययन करते हैं और धामिक संस्कारों में प्रयोग 
करते हैं, यद्यपि घर पर बोल-चाल में उन्हें इस्तेमाल नहीं करते | कुछ तमिल भाषा में 
भी लिखी मिलती हैं। तमिल भाषा दक्षिण: भारत में बोली जाती है और उसका साहित्य 
काफ़ी पुराना है। ये सब शास्त्रीय भाषाएँ कहलाती हैं । विश्व के अनेक भागों का इतिहास 
विविध शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। यूरोप में प्राचीन काल में पुस्तकें प्राय: 
ग्रीक तथा लंटिन भाषा में लिखी जाती थीं। पश्चिम एशिया में अरबी तथा हित्रू भाषा 
का और चीन भें शास्त्रीय चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था । 
... भारत की हस्तलिखित पुस्तकों की लिपियाँ देश वी आधुनिक लिपियों से मिलती- 
जुलती हैं। उदाहरण के लिए तुम संभवतः उस लिपि को पढ़ सकते हो जिसमें संस्कृत 
: के हंस्तलिखित पुस्तक उपलब्ध हैं--यह देवनागरी लिपि है । हालाँकि जो उसमें लिखा 


भारतीय इतिहास का अध्ययन 3 


हुआ है, तुम उसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं समझ सकते । परंतु दो हजार 
वर्ष पृ की लिखयवट भिन्‍न है और उसे पढ़ने के लिए तुम्हें विशेष प्रकार के शिक्षण की 
आवश्यकता होगी। यह अति प्राचीन लिखावट अधिक हस्तलिखित पोधियों में नहीं 
मिलती, ज़्यादातर शिलालेखों में ही मिलती है | पत्थर अथवा धातु या ईंट पर जो लेख 
खोदा जाता है, शिलालेख कहलाता है। इस प्रकार के अनेक शिलालेख समूचे भारत में 
अतेक भाषाओं में मिले- हैं । ये सारे संकेत अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़-बटो रने 
में सहायक होते हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख 
शिला-खंडों, स्तंभों, इंटों, इमारतों तथा धातु के पत्रों पर पाए जाते हैं । 
भारत के प्राचीन इतिहास का बहुत कुछ अंश उस साक्ष्य पर आधारित है जो 
पुरातत्त्व विज्ञान से प्राप्त हुआ है। पुंरातत्त्व विज्ञान का अर्थ है पुराने समय के अवशपों 
का अध्ययन । इसमें स्मारक अथवा इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु 
के बने औज़ार, आक्ृतियाँ, मूर्तियाँ तथा अनेक प्रकार की दूसरी वस्तुएँ शामिल हैं जिनका 
प्रयोग अनेक सदियों पूर्व लोग अपने देनिक जीवन में किया करते थे । कुछ बहुत पुराने 
नगर और गाँव या तो उजड़ गए या नष्ट हो गए और उनकी इमारतें धरती के भीतर 
समा गई। उनको खोदकर निकाला जाता है। परंतु कुछ भवन आज भी खड़ हैं (जसे 
मंदिर) और उनके उत्खनन की जरूरत नहीं है।. 
पुरातत्त्व से प्राप्त संकेतों की सहायता से हमने हज़ारों वर्ष पूर्व के भारत में स्त्री- 

पुरुषों के रहन-सहन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उनके जीवन की उस 
अवस्था को आदिम या प्राकृतिक कहा जाता है क्योंकि जीवन-निर्वाह के लिए वे अधिक- 
तर प्रक्रृत.पर निर्भर थे । न उनका भोजन पकांया जाता था, न उनके कपड़े सिले होते 
' थे और न उनका घर-दवार-होता था। इस हालत में रहने वाले मनुष्य 'भोजन-संग्रहीक 

(भोजम इंकट्ठा करने वाले) कहलाते हैं। धीरे-धीरे, जंसे-जेसे वे अपने चारों ओर के 

पोधों और पश्चुओं के विषय में अधिकॉधिक जानते गए और जेसे-जसे उनके ओज़ारों 

और कार करने के ढंग में सुधार होता गया, वैसे-वेसे उनके जीवन में सुविधाएँ बढ़ती . 

गईं । अंत में जाकर वे पोधे उगाने और पशु पांछघने के तरीके सीख गए। मानव के 
: विकास की इस अवस्था को ' 'भोजन-उत्पादक' (भोजन पैदा करने वाले) की अवस्था 


कुछ भारतोय लिपियाँ . 


अ शोक काली न ब्राह्मा 


ई. पृ. तीसरी शताब्दी (०००६/५ (६३, फेर 


गुप्त-वाकाटक ब्राह्मी त्मः ॥/! 
चौथी-पाँचवी शताब्दी ४027 / “था 092) 


लियजन बाकबीजकर 

शारदा पु पर रे, २८ गऐं 

भरी शतक... “वर सुपक ३००२ 
3५/वी४हि <0%46०89-+०ज ने 

तमिल (50 ०७ 60गीए॥ (.१)9॥0 
48 208० ७0 76४) (५६ ०६० रे 
बंगना जा 4क गज तन 

गुजराती भारत ख्म३ नभए।न ६१ 

देवनागरी भारत रुक महान दिश है 


निन्बती म्प प्प्त्षिं प्फशत्यु ण्घ] 'गः गप्प ब पो्‌ | श्् ॥] 


भारतीय इतिहाव का अध्ययन $ 


कहा जाता है। शीघ्र ही इनके जीबनस्तर में अधिक विकास हुआ और वे सुखपूर्वक 
जीवन बिताने लगे । यही नहीं, उन्हें अवकाश का समय भी मिलने लगा, जिसमें वे 
चिन्तन करते और साहित्य की रचना करते तथा अपने रहन-सहन के तरीकों में सुधार 
करते थे 





अध्याय | 


आदि मानव 


(क) ल्ानाबदोश मनुष्य 


आदिम मनुष्य को सभ्य बनने में लाखों वर्ष लग गए। “'भोजन-संग्रहीक' से 'भोजव- 

उत्पादक' बनने में मनुष्य को लगभग 300,000 वर्ष लग गए। परंतु एक बार. 
भोजन-उत्पादक. बत जाने के बाद मनुष्य ने बड़ी शीघ्रता से उन्नति की । मनुष्य का 
जितना अधिक अधिकार अपने चारों ओर की वस्तुओं पर होता है उतनी ही शीघ्रता से 
बह प्रगति करता है । | 

प्रारंभ में मनुष्य भ्रमणशील थे और वे झुंड बनाकर भोजन तथा आश्रय की 
खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। एक झुंड में प्रायः कुछ पुरुष, 
स्त्रियां तथा बच्चे होते थे जो एक साथ रहते थे क्योंकि अकेले रहने से समूह में रहता 
अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छा था। उन दिनों का जीवन, सचमुच, बड़ा कठिन था, 
क्योंकि लोग वृक्षों के फल-फूल खाते थे और जो पशु मिल जाते उनका शिकार करते थे । 
वे शाक-भाजी या अन्न उपजाना नहीं जानते थे | अतः जब वे एक स्थान पर मिलने 
वाली सभी चीज़ों को खाकर समाप्त कर देते, तो उन्हें भोजन की खोज में दूसरे स्थान 
को जाना पड़ता था । 

जहाँ कहीं गुफ़ाएँ मित्र जातीं, मनुष्य उन्हीं में रहते लगते थे अथवा वे बड़े-बड़े 
वक्षों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच हल्की छाया का प्रबंध कर लेते थे। उन्हें दो चीजों 
का भय रहता था--मौसम तथा जंगली जानवरों का । आदि मानव यह नहीं जानता था 
कि मेघों का गर्जन अथवा बिजली केसे पेदा होती है, और जब किसी वस्तु का कारण 


8 प्र चौन भारत॑ 


ज्ञात नहीं हाता है तो उस वस्नु से भय लगा करता है। भयानक पशु जसे. बाघ, शेर, 
चीता, हाथी और गैंडे जंगलों में घुमते-फिरते थे (और भारत उन' दिनों वनों से ढका 
हुआ था) । इन पशुओं की तुलना में मनुष्य दुर्बल था और गुफ़ाओं में ब॒क्षों पर अपने 
आप को छिपाकर अथवा अपने भोंडे हथियारों से उनको मारकर आत्मरक्षा करता था ।- 
परंतु पशुओं से बचाव का सर्वोत्तम साधन अग्नि थी | क्‍ 

रात को गुफ़ा के भीतर प्रत्येक प्राणी झु ड में बैठा होता, गुफ़ा के द्वार पर आग 
जला करती थी और इससे जंगली पश गुफ़ा में प्रवेश करने से डर जाते थे। जाड़े की 
ठंडी तथा तूफ़ानी रातों में आग ही उनके आराम और रक्ष हे का साधन थी । आग की 
खोज संयोग से हुईं। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने से एक चिनगारी 
उठी, और जब बह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उसमें आग की लपट फूट 
निकली । आदिम मनुष्य के लिए आग आश्चर्य की वस्तु थी, परंतु आगे चलकर उसका 
अनेक प्रकार से प्रयोग होने लगा और उससे मनुष्य के रहन-सहन के ढंग में बहुत से सुधार 
हुए । इस प्रकार आग की खोज से मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तव हो गया और इस- 
लिए हम इसको एक महान खोज कह सकते हैं । ह 


ओऔज्ञार और हथियार 


चकमक एक प्रकार का पत्थर होता है। आग पेदा करने के अतिरिक्त दूसरे कामों 
में भी उसका प्रयोग होता था । चकमक कठोर होता है, लेकिन आसानी से इसके चिप्पड़ 
(टुकड़े) हो जाते हैं और उन चिप्पड़ों को तरह-तरह का रूप व आकार दिया जा सकता 
है । चकमक दूसरे प्रकार के पत्थरों के साथ औज़ार और हथियार बनाने में भी काम में 
लाया जाता था। इनमें से कुछ पंजाब में सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। कश्मीर की 
घाटी जैसे कुछ स्थानों में पशुओं की हड्डियाँ भी हथियारों की तरह प्रयोग की जाती थीं । 
पत्थर के बड़े टुकड़ों से, जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे, घन, कुल्हाड़ियाँ और 
बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिता बेंट या मूठ की कुल्हाड़ियाँ ही वृक्ष आदि की 
डालियाँ काटने के काम में लाई जाती थीं। आगे चल कर उसे डंडे में कसा जाने लगा 
जिससे उनके प्रयोग में आसानी हो गई। औज़ारों के प्रयोग से मनुष्य को बड़ा लाभ 


आदि मानव 9 


हुआ । इनके दूवारा वह पेड़ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा 
पत्थर की शक्ल बदलने में समर्थ हो गया । 

पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े, जो बड़े-बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी 
सावधानी से प्रयोग में लाये जाते थे कि पत्थर में धार आ जाती थी ओर तत्न इन टुकड़ों 
का बारीक काम के लिए चाक या खुरचने वाले औज़ार के रूप में प्रयोग होता था या 
इन्हें नोकदार बनाकर तीर या बर्छी में बांध दिया जाता था । आदिम मानव बहुधा नदी 
या झरने के किनारे रहता था जिससे उसे पानी मिलने की सुविधा रहे | यदि तुम हिमा- 
लय की तराई में, नदियों की घाटियों में अथवा दक्खिन के पठार के कुछ भागों, जेसे नमंदा 
की धाटो में घूमो और गौर से ज़मीन की तरफ़ देखो, तो कभी इन पत्थर के औजारों में 
से एक-आध तुम्हारे हाथ लग सकता है ! 


कपड़े 

ह आदिम मनुष्य को कपड़ों के बारे में अधिक कठिनाई नहीं थी। जब गर्मी का मौसम 
होता, कपड़ों की जरूरत ही न पड़ती थी। जब पानी बरसता या ठंडक होती, तब मारे 

हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल या बड़े-बड़े पत्ते कपड़ों के रूप में काम में लाये 

जाते थे। एक या दो मृगचर्म शरीर के चारों ओर लपेटना शरीर को गर्म रखने के 

लिए काफ़ी था। 


(ख) स्थिर जीवन का प्रारंभ 


धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यों मनुष्य को अपने चारों ओर की वस्तुओं का अधिक ज्ञान 
होता गया, त्पों-त्यों अधिक सुखदायक ढंग से जीवन बिताने की उसकी इच्छा बढ़ती 
गई । अनेक खोजों के फलस्वरूप जीवन बिताने के ढंग में परिवर्तन हो गया । इनमें सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण द्वोज यह थी कि मनुष्य पौधे और अन्न उपजा सकता था। उसने पता _ 
लगा लिया कि भूमि में बोज डालने और पानी देने से पौधे उरगेंगे। यहीं से खेती की 
शुरुआत हुईं। यह एक महत्त्वपूर्ण खोज थी क्योंकि आंदिम मानव /को अब भोजन की 


0 














/ः' श्र शा! 
000९. 
रे फं, 


पथ 








मनुष्य द्धारा भोजन-संग्रह की अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले 
क्रीज्ञार तथा पद्षाये 








मानव के प्रारंभिक इतिहास की अनेक शताब्िदियों के लिए हमें लिखित अभि- 

लेख नहीं मिलते । इस प्रागेतिहासिक काल के एकमात्र ज्ञात अवशेष पत्थर के वे भद्दे 
भौज़ार हैं, जिन्हें शिकार आदि कार्यो के लिए मनुष्य ने बताया ओर इस्तेमाल किया । 
परहुधा ये भीज़ार नदियों की वेदिकाओं में मिलते है जहाँ प्राचीन मानव जंगली शिकार 
की खोज में घृमता-फिरता था, अथवा उन ग़रुफ़ाओं तथा चट्टानों से बने घरों में प्राप्त 
होते हैं, जहाँ वह रहा करता था । इस युग को, जब पत्थर ही सब कामों के लिए 
उपयोगी पदार्थ था, -पाषाण-युग कहते है । युग में काफ़ी लंबे अरसे तक मनुष्य मूलतः 
'भोजन-संग्रहीक' हो बता रहा | भोजन की पूति के लिए बह करीब-करोब पूरे तौर से 
प्रकृति के ही सहारे रहता था। उसके प्रारंभिक औज़ारों से अनेक काम निकलते थे, 
जैसे मरे हुए पशुओं की खाल निकालना, उनका मांस काटना तथा हड्डियाँ तोड़ना 
आदि। अनुभव के द्वारा उसने यह सीखा कि पत्थर को किस प्रकार ठीक-ठीक काटा 
जाता है और उससे ख़ास जरूरतों के लिए किस प्रकार ओज़ार बनाए जाते है । भौज़ारों 
की तीन अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, जो मानव-प्रगति की तदनुस्तार तीन विभिन्‍न अवस्थाओं 
का बोध कराती हैं। 

]-3. आदि पाषाण-युगोन ओऔज्ञार : !. कंकड़ का ओज़ार जो छोटे-छोटे टुकड़े काटने के 
काम में आता था ओर जो कंकड़ के एक भाग से काटकर इस प्रकार बताया जाता 
था कि उसके किनारे में काटने वाली धार आ जाए; 2. हाथ की कुल्हाड़ी: सब 
कामों में आने चाला औज्ञार जो आकार में नाशपाती की तरह होता था और 
जिसके दोनों ओर लंबी धार होती थी; 3. भेदने या फाड़ने बाला भोजार 
जिसमें रखानी की शक्ल की चोौड़ो धार होती थी । 


4-7. मध्य पाबाण-युगीन औज्ञार : छेंद करने वाला, तीर की नोक, खझुरचते वाला 
ओऔज्ञार आदि | 


8-2. उत्तर पाषाण-युगीन औज्ञार : नोकदार, चंद्राकार फाल और खुरचने बाला 
ओऔजार आदि। इसमें से कुछ द्रुतगामी पशुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किए 
जाते थे । इस कअबस्यथा में भोजन-संग्रह करने को एक विशिष्ट दक्षता की ओर बढ़ने 
वाली स्थिति की झलक मिलती है, जिससे भागे चलकर पोघे उगाने की प्रारंभिक 

अवस्था का विकास हुआ | 


] 


2 प्राचीन भारत॑ 


तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत न रही। उसका भ्रमणशील 
जीवन समाप्त हो गया और उसने बेतिहर के रूप में एक स्थान पर निश्चित रूप से 
रहना शुरू किया | मानव-जीवन की पद्धति मैं ये परिवर्तत भारत के विभिन्‍न भागों में 
विभिन्‍न कालों में हुए । परंतु हमारे देश के अधिकांश स्थानों में वे परिवर्तत आज से चार 
या पाँच हज़ार वर्ष पूर्व हुए । ह 


पशु-पालन 

अन्य आकर्षक खोज यह थी कि मनुष्य को पता चल गया कि वन के कुछ पशु 
पाले भी जा सकते हैं अर्थात्‌ वह अपने काम के लिए उनका उपयोग कर सकता है 
: उदाहरण के लिए जंगली बकरे और बकरियाँ केवल मारे जा सकते थे और उनका ह प 
खाया जा सकता था। परन्तु पालतू बकरियाँ प्रतिदिन दूध दे सकती थीं, उनसे और” 
बकरियाँ पैदा की जा सकती थीं, जिनमें से कुछ खाई भी जा सकती थीं। अब शिकार 
के लिए बाहर जाने की ज़रूरत न रही। कुत्ते का पालना भी मनुष्य को लाभदायक 
सिद्ध हुआ । हल जोतने और गाड़ी खींचने के लिए भी पशु काम में लाए जा सकते थे 
और वे इस प्रकार मनुष्य की सहायता कर सकते थे । कं 


धातुओं को खोज 

जब आदिभ मनुष्य एक स्थान पर स्थिर रूप से रहने और अन्न उपजाने लगा 
तो उसे पेड़ और ज्ञाड़ियाँ काटकर ज़मीन को साफ़ करता पड़ा। इस काम में 
पिछली दो खोजों से बड़ी मदद मिली । पत्थर की कुल्हाड़ियाँ वृक्ष और झाड़ियाँ काटने 
के काम में आई और बाद में दँठ जला दिए जाने पर जमीन साफ़ होकर खेती के लिए 
तैयार हो गई । पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना कठिन काम था। परन्तु भाग्य से 
एक अन्य खोज से पेड़ गिराना अधिक सरल हो गया । यह धातुओं की खोज थी । पहले 
ताँबे की खोज हुई । बाद में ताँबा दूसरी धातुओं में मिलाया जाने लगा, जंसे, राँगा या 
जस्ता और सीसा । इन्हें मिलाकर एक नई धातु या धातु मिश्रण बनाया गया जो काँसा 
: कहलाया | यह सब कैसे शुरू हुआ, कच्ची धातु का पिण्ड पिघलाकर किस प्रकार धातु 
खोज निकाली गई, यह हमें ज्ञात नहीं है। धातु के बने हुए चाक्‌ और कुल्हाड़ियाँ पत्थर 





आदि मानव ]3 


के औज़ारों की अपेक्षा अधिक पनी और अच्छा काम देने वाली सिद्ध हुई । वह युग 
जिसमें मनुष्य केवल पत्थर के औज़ारों का प्रयोग करता था, पत्थर का समय या पाषाण- 
युग कहलाता हैं (इसमें पुराना पत्थर का समय या पूर्व पाषाण-युग और नया पत्थर का 
समय या उत्तर पाषाण-युग शामिल हैं)। जिस युग में मनुष्य ने छोटे-छोटे पत्थर के 
औज़ारों के साथ-सांथ धातु का प्रयोग करना-आरम्भ किया वह ताम्र-युग या कांस्य-युग 
(या ताम्र-पाषाण-युग) कहलाता है। सन्पिकमक हैं जहाँ तांबे या काँसे की कुल्हा- 
ड़ियाँ तथा चाक्‌ पाए गए हैं। उनमें से कुछ स्थान हैं--ब्रह्मगिरि (मैसूर के निकट) 
5 क्त्ल्ज््््नच्ल 
और नाव्दा-टोली (नर्मदा के तट पर)। 
बरक्र ह 
एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज चक्र यब पहिए की थी-। यह मालूम नहीं कि इसकी 
खोज किसने और कहाँ प्र की थी, परन्तु इसकी खोज के फलस्वरूप रहन-सहन की 
प्रणाली में बड़ी उन्‍्नति.हुई। आज भी चक्र की आवश्यकता है, चाहे वह हाथ को घड़ी 
जैसी किसी छोटी बस्तु के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी किसी बड़ी वस्तु के लिए। चक्र के 
आविष्कार ने कई प्रकार से जीवन को अत्यधिक सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए 
चक्र के प्रयोग के पहले मनृष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए या तो पंदल 
जाता था या किसी जानवर की पीठ पर । अब वह गाड़ी बना सकता था जिसे जानवर 
खींचता था और जिसमें एक से अधिक लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगहं यात्रा 
कर सकते थे । चक्र के दारा भारी- भरकम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा 


सकती थीं, जो पहले संभव नही था। इसके अतिरिक्त चक्र के प्रयोग ने मिट॒टी' के बर्तन 
बनाने की कला में सुधार किया । 


प्रारस्भ्िक गाँव 

अब आदि मानव अधिक सभ्य जीवन के लिए तेयार थे । इधर-उधर घमने वाले 
जन-समूह अब एक जगह बस गए । इससे गाँव बन गया | वहाँ उन्होंने अपने लिए झोंप- 
ड़ियाँ बना लीं और चावल या गेहूँ उगाने लगे और बकरियाँ तथा दूसरे पशु पालने लगे। 
ये सबसे प्रारंभिक ग्राम या ग्राम-समुदाय थे । वे समस्त भारतवष में पाये जाते थे, पर 





पोजन-उत्पादन की अवस्था में मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए गए ओज्ञार तथा पदार्थ 


है. 22४ 042:262/0:2# ६8४ :४०७०३४०७००४८००४० 23० :4000..:4:3%:0:-50::2:224:% 2:70: ४०28 ००-२७४०५५४०६ ०७४ उज ०००२० ००३५४०५०.0>00:222%/22: ७5:५2: कक ००००५०५५० ६०८०. लए 7४०००००६ १३८3. ०००५40%4 ४-७ १० 5.६० 5 हज 
नव पाषाण-युग अथवा 'भोजन-उत्पादन की अवस्था” वह युग था जब मनुष्य 


के जीवन का ढंग ही पूरी तरह बदल गया था। इसके पहले मानव-जीवन पशुओं के 
शिकार तथा जंगलो पौधों के संग्रह पर आश्चित था। जीवन की तवीन गतिविधि में 
मनुष्य ते पशु पालना और खेती करना आरंभ कर दिया | सबसे पहले शायद कुत्ता, 
बकरी और भेड़ का पालना आरंभ हुआ । पौधों में गेहें और जो सबसे पहले उगाए गए। 
इस कार्य के लिए मनुष्य को किन्हीं चुने हुए क्षेत्रों में बस्ती बसानी पड़ी । इसी के सहारे 
आगे चल कर गाँवों और खेती से संबंधित समुदायों का विकास हुआ | उसे कुछ ऐसे 
भज़ारों की जरूरत पड़ी जिनसे वह क्षमीन साफ़ कर सके-। उसे बर्तनों को आवष्यकत्ता 
हुई, जिनमें वह बचे हुए अन्न अथवा द्रव पदार्थों को जमा कर सके । इसके लिए 
उसने मिट्टी के बतेन बनाएं। सबसे पहले के बत॑ंन गोल टोकरियों के इदगिद मिट्टी 
का लेप लगाकर बनाए गए। आगे चलकर टोकरियों का प्रयोग किए बिना ही बर्तन 


बनाए जाने लगे । 
सामने वाले पतन पर कुछ भौजार और पदांथे दिखाये गए हैं जिन्हें मनुष्य 


'भोजन-उत्पादन की अवस्था' भें काम में लाता था और जो भारत के विभिन्‍न स्थानों पर 

प्राप्त हुए हैं । ह ह 

. एक वेज़नदार लाठी या डंडा जो ज़मीन खोदने के काम में लाय। जाता था। इस 
ओज़ार में पत्थर की मूठ और लकड़ी का डंडा होता था, जो नीचे की ओर 
नुकीला होता था । 

2. फ़प्तल काटने का हँसिया : यह्‌ औजार कई छोटे-छोटे पत्थर के फालों को मिलाकर 
बनाया जाता था जिसमें लकड़ी की मूठ लगी होती थी। 

3. कुल्हाड़ी : इसका प्रयोग वृक्ष काटने और गिराने के काम में होता था | यह औजार 
कठोर पत्थर का बना होता था। इसकों पतला करके और घिसकर धार बनाई 
जाती थीं। इसके बाद इसमें लकड़ी की बेंट लगाई जाती थी । 

« हाथ की शक्‍ी और भोखली : भनाज पीसने और कूटने के काम में आती थी । 
5-8. तरह-तरह के मिट्टी के बतंन : एक प्याले के पेंदे में चटाई के काम के चिह्न 
दिखलाई पड़ते हैं। ॒ 





| 
[6 हे प्राचीन भारत 


अधिवनर वे नदी की घाटियों तथा समतल मंदानों में मिलते थे जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ 
होती थी और जहाँ फल उगाना अधिक आसान था | पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इन गाँवों के 
बहुत-से अवशेषों को दूँढ़ लिया हैं और इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि 
आदिम मनुष्य किस तरह जीवन बिताते थे । 

गाँव छोटे होते थे और झोंपड़े एक दूसरे से सटे रहते थे । एक दूसरे से सटकर 
रहने से जंगली जानवरों से गाँव की रक्षा करना अंधिंक सरल होता था। झोंपड़ों का क्षेत्र 
संभवत: मिट्टी की दीवार या किसी काँदेदार झाड़ी के घेरे से चारों ओर से घिरा होता 
था । खेत घेरे के बाहर होते थे । खेतों की अपेक्षा गाँव की भूमि कुछ ऊँचाई पर. होती. 
थी । झोंपड़े, फूस के छप्परों से ढके जाते थे और आम तौर पर वे एक-एक कमरे के ही 
होते थे। बाँसों की ठटरी बनाकर उस पर डालियाँ और फूस बिछाया जाता था। झोंपड़ी 
में आग जलाई जाती थी, जिसपर खाना पकाया जाता था और जिसके चारों ओर रात 
को सारा कुदुंव सोता था । 

अब भोजन पकाकर खाया जाता था, कच्चा नहीं। आग के ऊपर मांस भून लिया! 
जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बत्ताई जाती 
थी | बच हुआ अन्न बड़े-बड़े घड़ों में रब दिया जाता था । खाना पकाने के लिए बत॑नों 
को ज़रूरत होती थी । वे पहले मिट्टी के बनाए जाते थे और बाद में धातु के बनाये 
जाने लगे। प्रारंभ में मिट्टी के बर्तन स्त्रियाँ बनाती थीं जो मिंट॒दी को गोल घड़े, प्यात्रे 
और तश्तरियों से मिलते-जुलते आकारों में ढाल देती थीं। ये बन धूप में सुखा लिए | 
जाते थे। आगे चलकर धूप में सुखाए गए मिठ्टी के बतंन भट्ठे या आँबे में पकाये जाने 
लगे जिससे वे इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में रखने पर भी नहीं गलते 
थे। इससे भी आगे चलकर जब चाक का प्रयोग होने लगा तो चाक पर. बर्तन अधिक 
शीघ्रता से वनने लगे । ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गाँवों में बनाए जाते 
हैं। तॉबे और पत्थर के युग का कुम्हार कभी-कभी अपने बर्तनों को सुन्दर बेल-बूटों से 
सजाता भी था । ह 
क्र ओर आभूषण 

ताँबे और पत्थर के युग का मनुष्य थाभूषण और सज-ध्ज का बड़ा शौकीन था। 


आदि मानव. | .. ॥7. 


अब जीवन जंगली जानवरों और खराब मौसम के विरुद्ध संघर्षमाव . नहीं रह गया। 

अब पुरुष के पास आनंद लेने का अवकाश था और वह अपने और अपनी स्त्रियों के लिए 

आभूषण बनाने लगा। स्त्रियाँ शंख और हड्डियों के आभूषण पहनती थीं और अपने 

बालों में बढ़िया काम वाली कंधियाँ लगाए रहती थीं। अब केवल पशुओं की खालें, 

वृक्षों की छालें और पत्ते मात्त ही पहनने के वस्त्र ने रहे। मनुष्य ने कपास के पौधे 
की रुई से सूत कातने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। काम-काज से बचा 
. हुआ समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत किया जाता था । 


समाज ह 
जब मनुष्य ने ग्राम-प्तमुदाय में रहना प्रारंभ किया और इधर-उधर भ्रमण करता 
बंद कर दिया, तो वह मनमानी नहीं कर सकता था और उसके लिए आचरण के नियम 

बनाना आवश्यक हो ग़या । दूसरे कुटुंबों और सम्रुदायों के साथ रहने का मतलब था 

कि गाँव में कोई कानून और व्यवस्था हो । पहला काम यह निश्चय करना था कि 

प्रत्येक मनुष्य का क्या काम हो । कुछ लोग खेतों में काम करने जाते थे जबकि दूसरे 
लोग जानवरों की देखभाल करते या झोंपड़े, औज़ार तथा हथियार आदि तैयार 

करते। कुछ स्त्रियाँ सृत कातती और कपड़ा बुनती थीं, कुछ मिट्टी के बतंन बनातीं, 

खाना पकातीं या बच्चों की देखभाल करती थीं । इस बात का निर्णय कि कौन क्या 

करेगा, सारा गाँव मिलकर करता था। तभी गाँव में एक अगुआ या नेता की 

आवश्यकता हुई, जो आदेश दे सकता हो । यह मुखिया प्रायः सबसे बुद्ध होता था तथा 

सबसे अधिक बुद्धिमान भी समझा जाता था। कभी-कभी वह सबसे अधिक बलवान 

और बहादुर भी होता था । 


६4] 


धर्म 

जीवन के कुछ ऐसे पक्ष थे जो मनृष्य के लिए पहेली वने हुएं थे। क्‍यों सूर्य 
प्रतिदिन प्रात:काल निकलता और संध्या समग्र अस्त हो जाता है ? नींद और स्वप्न, 
जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे | प्रतिवर्ष क्यों बे ही ऋतृएँ 
4ह१र आती-जाती हैं ? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्‍या होता है ? मनृष्य मृत्यु से इस्ते 


१8 प्राचीन भारत 


थे। उन्हें बिजली और भूकंप का भी भय था क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। . 
कुछ लोगों ने दूसरों की अपेक्षा इन प्रश्नों पर अधिक विचार किया और उनका उत्तर 
दू ढ़ा । एक आकाश का देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में. यात्रा करने की आज्ञा 
देता था। पृथ्वी माता के समान थी जो अपने बच्चों को फ़ललों और पौधों के सहारे 
जीवित रखती थी । और यदि यह आवश्यक समझा जाए कि सूर्य प्रत्येक सुबह को 
निकले और पृथ्वी फ़ुसल दे, तो आकाश के देवता और पृथ्वी माता को बलि देकर मंत्रों 
से पूजा की जाए। पृथ्वी देवी की मिट्टी की छोटी मूर्तियाँ मातृ रूप में बनाई जाती थीं 
और उनकी सर्वत्र पूजा की जाती थी । इस प्रकार कुछ मनुष्य 'चमत्कारी' हो गए 
जिनका यह दावा था कि वे मौसम पर काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं 
और हानि से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों-का एक वर्ग तैयार हुआ 
जो यज्ञ करवाता और समस्त समाज की ओर से मंत्रों का गान करता था । 
मृत्यु दूसरे लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कोई कभी वापस नहीं 
लौटता | अतएव जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे कब्न या समाधि 
बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। यदि कोई बच्चा मर जाता, तो उसके शव को 
एक बड़े पात्र या घड़ें में रखकर गाड़ दिया जाता था । कभी-कभी समाधियों के ऊपर 
शिला भी रख दी जाती थी। शव के साथ बर्तन, मनका तथा अन्य ऐसी चीजें भी 
समाधि में रख दी जाती थीं जिन्हें गाँव वाले मरे हुए मनुप्य के लिए उसकी यात्रा में 
जरूरी समझते थे । 
मनुष्य की संस्कृति, रहन-सेहन का ढंग, और मिलने-जुलने का तरीका उस 
आदिम अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया था, जब मनुष्य भ्रमणशील था और हर रोज़ 
ह के लिए भोजन इकट्ठा करता था। अब उसके पास रहने का स्थायी प्रवंध था और बह 
अपने गाँव में काफ़ी घुरक्षित था। वह अपनी जीवन-चर्या में उन्‍्तति कर रहा था और 
काम करने के नए ढंग निकाल रहा था--ऐसे ढंग जो उसके जीवन को अधिक सुखमय 
और सुगम बना सकें। लेकिन अभी उसमें एक चीज़ की कमी थी जिसके कारण वह 
अधिक तेजी से आगे बढ़ने में असमर्थ था। उसे लिखना नहीं आता था। वह अपने 
बच्चों को सिखा तो स्रकता था कि किस प्रकार फ़सलें उगाई जाएँ और कैसे जानवर 


आदि मानव 9 


रखे जाएँ या बतंन बनाए जाएँ परंतु वह अपने ज्ञान को लिख नहों सकता था। लिखने 
का ज्ञान आगे चलकर प्राप्त हुआ, जब शहरों का जन्म हुआ था । 


!. 


हि 


अभ्यास 


निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो : 


६ 


2 


जा न 


५ ए2 +3 (०४ 


3, 
]4. 
5. 


इतिहास पढ़ने का क्‍या उद्देश्य है ? 


, प्राचीन समय के इतिहास का अध्ययन करने के कौन-कौन से स्रोत हैं ? 
» पुरातत्व-विज्ञान' का क्‍या अर्थ है ? पुरातत्व-विज्ञान संबंधी कौन-कौन से साक्ष्य हैं ? 
. भोजन-संग्रहीक' एवं भोजन-उत्पादक' अवस्थाओं में क्‍या अंतर है ? 


बहुत प्राचीन समय में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भ्रमण किया करता 
था? 


. आदि मातव बादलों की गरज एवं बिजली से क्‍यों भयभीत होता था ? 

. आदि मानव ने आग की खोज कंसे की ? 

, आग की खोज ने आदि मानव की किस प्रकार से मदद की ? 

. आदि मानव ने कौन-कौन से और किस प्रकार के औज़ार बताए ? 

. आदि मानव ने अपने औज़ारों का प्रयोग कोन-क्ौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 


किया ? 


» आदि मानव ने किस. प्रकार के बस्त्नों का प्रयोग किया ? 
. पशु पालन ने किस प्रकार मनुष्य की सहायता की ? 


किन खोजों ने मनुष्य को स्थिर-जीवन व्यतीत करने में मदद की ? 
धातुओं की खोज आदिम मनुष्य के लिए किस प्रकार महायक हुई ? 
चक्र के आविष्कार ने जीवन को किस प्रकार अधिक सुगम और सुखमय बना दिया ? 


'पोजन-संग्रहीक मनुष्य' के निवास, भोजन, वस्त्र एवं ओज़ारों का वर्णन करो । 
गा, ताम्र-पाषाण-युग के लोगों के जीवन अर्थात्‌ उनके ग्राम-झोपड़ों, भोजन और धर्म का वर्णन 
करो । प्रत्येक का पूर्व-पाषाण यूग “पतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करो-। - 


20 


५. 


शा, 


प्राचीन भारत 


नीचे 'क' और 'ख' स्तंभों में दिए हुए वक्‍तव्यों को सही-सहो एफ दूसरे के सामने लिखों; 


स्तंभ (क) स्तंभ (ख) 

]. हस्तलिपियाँ . चीज़ें जो खोद कर भूमि से निकाली जाती हैं। 

2, अभिलेख | 2. अतीत से संबंधित इमारतें जो या तो भूमि 
खोदने पर या खड़ी हुई मिलती हैं । 

3. स्मारक 3, हाथ की लिखी प्राचीन पुस्तकें । 

4, लिपि 4, पत्थर की सतह या धातु या ईंटों पर खुदा हुआ 
लेख । 

5, पुरातत्व-संबंधी प्रमाण ह 5. भाषाओं के लिखने का ढंग । 


प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त दाब्द या शब्दों को चुनकर 
निम्नाँंकित वाक्‍यों के रिक्त स्थानों फो भरो 


. हनन 'को शिलाओं पर खोदा जाता था। . (हस्तलिपियों, पुस्तकों, अभिलेखों ) 
2 7 भारत की प्राचीन भाषा है। (पालि, बंगला) 
3. आदिम मालव ने पहले" '* सीखा । (आग जलाना, पशु पालन) 
40. 55538 ६३६ की खोज स्थिर जीवन की शुरुआत थी। 


(आग जलाते, अन्त उपजाने, पहिये बनाने) 
5. ताम्र-पाषाण-युग की स्त्रियाँ"'''"'के बने हुए आभूषण पहनती थीं। (कॉसे; लोहे) 
6. मनुष्य ने धातु के औज़ारों का प्रयोग'"'*''किया । 

(जंगल साफ़ करने में, बर्तन बनाने में, पशु के शिकार करते में) 
तापम्र-पाथाण-युग के बारे में नीचे लिखे हुए वक्‍तब्यों में कौन से सहो हैं ? प्रत्येक वक्तव्य 
के बाद कोष्ठक में सही या ग़लत लिखों : . 

।. मनुष्य बिता पका हुआ मांस खाते थे । 

4. मनुष्य भ्रमणशील जीवन व्यतीत करता था । 

3. मनुष्य स्थिर और संगठित जीवन व्यतीत करता था । 
4. लोग भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार के काम करते थे | 


सी नी 5 टी 
जम 


शा, 


आदि मानवैँं / 


रौचक कार्य 

], अजायबघर जाकर आदिम मनुष्य के औज़ार देखो । 

2, इतिहास की किसी पुरानी पुस्तक से, आदिम मनुष्य के औज़ारों के चित्र काट कर उन्हें 
अपनी कापी प्र चिप्काओ अथवा उन ओज़ारों के रेखाचित्र बनाओ। (अपनी पुस्तक 
में औजारों और हथियारों के नाम देखो ।) 


. 3, अपनी कापी में आदिकालीन बस्ती या क्षोंपड़ी या गाँव का चित्र या मॉडल बनाओ। 


4. ताम्र-पाषाण युग के मनुष्यों के औज़ारों के चित्र बनाभो और उनका प्रयोग लिखो। वे 
किस प्रकार पाषाण-युग के औजारों से भिन्‍न थे ? | 





अध्याथ 2 


नगर जीवन का आरंभ 


(क) नगर हि 


मम के साथ-साथ कुछ छोटे गाँव बड़े होते गए। उनके निवासियों की संख्या बढ़ गईं। नई 
जहरतें पंदा हुई और नए उद्योग-धंधे चल पड़े । इन बड़े गाँवों के लोग संपन्न थे । 
क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे। इसलिए वे इस बचे 
हुए अन्न को दूसरी चीज़ों जैसे कपड़ा, मिट॒टी के बर्तन या आभूषण के बदले दे सकते 
थे। अब इस बात की आवश्यकता न रही कि प्रत्येक कुटु ब खेतों में काम करे और अपने 
लिए अन्न पैदा करे । जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी तैयार की हुई चीजें अन्य कुटु बों 
द्वारा उत्पन्न किए. हुए अन्न से बदल लेते थे । जसे-ज॑ंसे व्यापार बढ़ता गया, शिल्पकार 
साथ-साथ रहने लगे और इस प्रकार गांव नगर बन गए 
नगर-जीवन के आरंभ ने टेक्‍्नौलोजी और उच्चकीटि क्री-सभ्यता-के-चिकास श 
' प्रारंभ किया । सभ्यता मनुष्य के विकास की वह अवस्था है लत बहु अपनी भौति: 
आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ और चाहता है। उसके पास पर्याप्त खाना 
है । इसलिए वह शहर में रह सकता है । उसके पास विचार करने के लिए तथा आश्चये- 
जनक जीवन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दूँढ़ निकालने के लिए अवकाश है। उसे 
लिखने का ज्ञान है इसलिए वह अपने विचारों को लिख सकता है। उसके समाज में 
लोग नियमों का पालन करते हैं । मनुष्य तभी सभ्य बनता है जब वह अपनी बौद्धिक 
आवश्यकताओं को पूरा करते की कोशिश करता है । 
शहरों के भवन ईंट के बने होते थे, सड़कें ठिकाने से निकाली जाती थीं। नगर 
में सफाई रखते के लिए अच्छी नालियाँ बनीं थीं जिनसे क्ुड़ा-करकट बह जाता था ) 


24 प्राचीन भारत 


यातायात तथा संपर्क के साधनों में सुधार हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई। सामाजिक 
जीवन अब सरल न रहा। तरह-तरह के नियमों की आवश्यकता हुई और उनको लागू 
करने के लिए शासन की ज़रूरत पड़ी। परंतु सबसे बड़ी उच्तति थी लिपि का आविष्कार 
जो शुहू में व्यापारियों द्वारा अपने हिसाब-किताब करने के काम में लाई जाती थी। 

सबसे पहला नगर जिसकी भारत में खोज हुई सिन्धु नदी किनारे स्थित मोहन- 
जोदड़ो था। सिन्धु-घाटी में ऊपर आगे चलकर दूसरा प्राचीन तगर खोद निकाला गया 
और वह आधुनिक मांटग्रुमरी के निकट हडप्पा था । पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इन प्राचीन 
नगरों की सभ्यता को सिन्धु-घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा क्‍योंकि ये दोनों नगर 
तथा इसी प्रकार की सभ्यता वाले दूसरे स्थान सिन्धु-घाटी में मिले थे | परंतु पिछले 
बीस वर्षों से पुरातत्त्ववेत्ता उत्तरी और पश्चिमी भारत के भागों की खुदाई करने में 
लगे रहे और उन्होंने दूसरे नगर हूढ़ निकाले जो सिन्धु-घाटी के नगरों से मिलते-जुलते 
हैं। इसलिए सिन्धु-पाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा-संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इन 
नगरों का रहन-सहन हड़प्पा के रहन-सहन से मिलता-जुलता है। इन नगरों में एक 
चंडीगढ़ के निकट रोपड़ में, दूसरा अहमदाबाद के निकट लोथल में, तीसरा राजस्थान में 
कालीबंगाँ में और चौथा सिंध में कोट दीजी में मिला है। ह 

हंड़प्पा-संस्कृति सारे सिन्ध, बलूचिस्तान, लगभग समूचे पंजाब (पूर्वी और 
पश्चिमी), उत्तर राजस्थान, काठियावाड़ और गुजरात में फेली हुई थी । यदि तुम इन 
क्षेत्रों को मानचित्र में हूं ढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार 
कितना व्यापक था। यह सभ्यता कहलाती है क्योंकि यहाँ मनुष्य पुर्वकालीन युगों के 
लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत करते थे। नगरों के निर्माण की सुन्दर 
योजना थी और उनकी सुचारु रूप से देखभाल करने के लिए .उचित प्रबंध था। लोग 
सुखी ओर संपत्न थे और उनके पास मनोरंजन और चिंतन के लिए अवकाश था। 
हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे। उनकी भाषा चित्रों की तरह चिहनों में लिखी 
जाती थी जो चित्लेख कहलाते थे। दुर्भाग्य से, इतिहासकार इन चित्नलेखों (लिखावट) 
को अभी तक पढ़ या समझ नहीं सके हैं । 

हड़प्पा-संस्कृति भारत में उस समय विकसित हुई जब एशिया और अफ्रीका के 


नगर जीवन का आरभ 25 


/ा है 
€्‌ है | अफ़गञानिस्तान | हा 77 
॥ अपना बकरा ली 
है 


हड़प्पा-संरकृति का विस्तार / 


* नगर जज] 
5 आधुनिक सगर 


>'---. वर्तमान आर्न्तशषद्रीय सीमाये. ५ 





भारत के महासवेक्ष क की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय भानचित्र पर आधारित । 
(6 भारत सरकार फा प्रतिलिप्याधिकार [980 
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से भापे गए बारह समुद्री 
सीलकी दूरी तक है। 


दूसरे भागों में मुख्यतः नील, फ़रात (सुप्रात), दजला (तिग्रा) और हवाड हो नदियों की 
घाटियों में दूसरी सभ्यताएँ फल-फूल रही थीं। हड़प्पा-संस्कृति को आज-से 4500. 
पहले या जैसा कि लोग आमतौर से कहते हैं लगभग 2500 ईसवी पूर्व में, महत्त्व प्राप्त 
जुआ। इस समय मित्न में फेरोद्दों (मित्र के राजाओं की उपाधि) की सभ्यता थी, 
जिन्होंने पिरासिड बनवाए | जो प्रदेश आज इराक़ के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ समेरीय 


26 प्राचीव भारत 


सभ्यता थी। हड़प्पा के लोगों का सुमेर के लोगों से व्यापारिक संपर्क था। उन दिनों 
भारत तथा विश्व के अन्य भागों के बीच व्यापार होता था । 


परिवेश 

उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग (जिसमें आजकल पाकिस्तान भी 
शामिल है) जंगलों से ढके थे, जलवायु नम और आदं थी तथा सिन्ध और राजस्थान 
रेगिस्तानी इलाके नहीं थे जेसा कि वे आजकल हैं । जिन पशुओं को इस प्रदेश के लोग 
जानते थे, वे अधिकतर जंगली थे, जैसे बाघ, हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा । जंगलों 

* से लकड़ी मिलती थी, जो उन भदठों में काम में लाई जाती थी, जिनमें मकान बनाने के 

लिए इंटें पकाई जाती थीं। लकड़ी से नावें भी बनाई जाती थीं । हे 

नदियों के किनांरे-किनारे खेत होते थे । भूमि में खेती करना आसान था, क्योंकि 
नदियाँ बराबर प्रतिवर्ष ज़मीन को बाढ़ के पानी से भर देती थीं। इसलिए बाढ़ आने के : 
ठीक पहले बीज खेत में डाल दिया जाता था और बाढ़ से खेतों की सिंचाई हो जाती 
थी। पानी के बहाव को मोड़ने के लिए बाँध और नाले बनाने पड़ते थे, परंतु जटिल 
सिंचाई व्यवस्था की अभी जरूरत नहीं थी। जितना लोग खाते थे उससे अधिक अन्न 
गाँवों में पंदा होता था। फालतू अनाज नगर-निवासियों के खाने के लिए नगरों में भेज 
दिया जाता था और बड़े धान्यागारों या कोठारों में, जो विशेषत: अन्न रखने के लिए 
बनाए जाते थे, रखा जाता था । ह ह 

नगर-निवासी खेत नहीं जोतते थे । वे मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे 
जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन तथा विनिमय द्वारा 38 कमाते थे। वे हाथ 
से चीज़ें बनाते थे जंसे मनके, कपड़े और गहने । इन वस्तुओं का नगरों में इस्तेमाल 
किया जाता था और कुछ सुदूर देशों को भेजी जाती थीं, उदाहरण के लिए इराक् में 
सुमेर राज्य को।. ० 


नगर ओर उनके भवन 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बँटे थे । ऊपरी हिस्से को जो एक 


नगर जीवन का आर. े 27 


टीले पर बना हुआ था, गढ़ कहा गया है। इस भाग में सार्वजनिक भंवन, धान्यागार, 
अधिक आवश्यक कारखाने तथा धा्िक इमारतें थीं। नगर का दूसरा भाग नीचे का' 
हिस्सा था जिसका विस्तार कहीं अधिक था और जहाँ लोग रहते और अपना धंधा करते 
थे। नगर में बाढ़ की आशंका होने पर निचले भाग के निवासी संभवत: दुर्ग में जाकर 
शरण लेते थे । 
हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकषक इमारतें धान्‍्यागारों की थीं। वे सफ़ाई से आयता- 
कार क्षेत्र में बनी होती थीं और नदी के पास स्थित होती थीं। धान्यागारं में रखने के 
लिए ग़ल्ला नावों द्वारा नदी के रास्ते लाया जाता था | यह एक स्थान से दूसरे स्थान . 
को ग़हला भेजने का सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि इसमें कम दामों में काम हो जाता 
था और परिश्रम भी कम करना पड़ता था। धान्यागारों का बड़ा महत्त्व था क्योंकि 
. तगर-निवासियों का जीवन उनके भरे-पूरे रहने पर ही आश्रित था। धान्यागारों के 
निकट भट्ठियाँ थीं ज़हाँ धातुक/र तांबे, कांसे, सीसे, टीन आदि धातुओं की अनेक चीजें - 





मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित विशाल स्तानकुड _ 
(भारतोय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


28 प्राचीन भारत॑ 


बनाते थे । इस भाग में कुम्हार भी काम करते थे। कारखाने में काम करने वाले मजदूर 
एक साथ कारखाने के निकट छोटे-छोटे कमरों में रहते थे । 

चहार-दीवारी से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के गढ़ में और दूसरी इमारतें भी थीं।. 
वहाँ एक बड़ा भवन था । देखने में ऐसा जान पड़ता है कि वह या तो राजमहल या 
किसी शासक का मकान था । हमें ज्ञान नहीं कि हड़प्पा के निवासियों का शासक राजा 
होता था अथवा नागरिकों की समिति उनका शासन करती थीं। निकट ही एक और 
इमारत है जो या तो सभा-भवन था या बाज़ार का स्थान । मोहनजोबड़ो गढ़ की सबसे 
प्रसिद्ध इमारत स्नानकंड है । यह तैरने के लिए बने एक विशाल कुड से मिलता-जुलता 
है पर यह किस ख़ास उद्देश्य से बनाया गया था, यह हमें ज्ञात नहीं है । 


भवन 
भवनों के निर्माण से पूर्व मोहनजोदड़ो के निचले नगर की सुंदर योजना बनाई 
गई थी। सड़कें सीधी जाती थीं और एक दूसरे को तमकोण पर कादती थीं। सड़कें 
चौड़ी होती थीं। मुख्य सड़क की चौड़ाई लगभग 0 मीटर थी जो आधुनिक नगरों की 
बड़ी-बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे | 
भवन इंटों के बने होते थे और उनकी दीवार मोटी और मज़बूत होती थीं। 
दीवारों पर पल्स्तर और रंग किया जाता था। छतें चपटी होती थीं। खिड़कियाँ कम 
परंतु दरवाज़े अधिक होते थे। ये शायद लकड़ी के बने होते थे । रसोई में एक चूल्हा 
होता था और वहीं पर अन्न या तेल रखने के लिए बड़े-बड़े घड़े रहते थे। रसोई के 
निकट ही ताली होती थी । स्नानागार मकान के एक ओर बनाए जाते थे और उनकी 
नालियाँ सड़क की नाली से मिली होती थीं। सड़क की नाली सड़क के किनारे-किनारे 
चलती थी. और उसके दोनों ओर ईटे लगी होती थीं जिससे उसे साफ़ रखा जा सके । 
कुछ नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थीं । | 
घर में एक आँगन होता था जिसमें एक ओर रोटी पकाने के लिए एक चल्हा 
होता था| यहीं पर गृहणी सिलबद्टे से मसाला पीसने के लिए बंठती थी। शायद घरेत 
“जानवर भी, जसे कुत्त और बकरियाँ आँगन में: ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुए होते 
थे । इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदंव उपलब्ध था। 


तगर जीवन का आरंभ 29 


नगर के प्रत्येक निवासी को ऐसे आरामदेह घर प्राप्त नहीं थे । मजदूर जो धान्या- 
गारों और भठ॒ठों में काम करते थे, छोटे-छोटे कमरों में रहते थे और संभवत: बड़े 
ग़रोब थे। 


(ख) जन-जीवन 
भोजन 


लोग गेहूँ और जौ को चक्कियों में पीसकर उनके आठे की रोटी पकाते थे । वें 


फलों को भी पसंद करते थे, विशेष रूप से अनार और केले को। वे मांस और मछली 
भी खाते थे । 


चस्त् 


वे सूत बुनना जानते थे। मिट्टी के तकुए मिले हैं जिनसे अनुमान होता है कि 
बहुत सी स्त्रियाँघर पर सूत कात लेती थीं। स्त्रियाँ छोटा घाघरा पहनती थीं जो कमरबंद 
से कमर में कसा रहता था। पुरुष कपड़े की चादर शरीर पर ओडढ़े रहते थे । कपड़े सूती 
होते थे, यद्यपि ऊन का भी प्रयोग किया जाता था । स्त्रियों को अपने केश अनेक प्रकार 
से संवारने का शौक था । उन्हें वे भाँति-भाँति से गूथती और कंघों से सजाती थीं । स्त्री 
और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था । पुरुष तावीज़ बाँधते थे और स्त्रियाँ 
चूड़ियाँ और हार पहनती थीं। ये आभूषण सीप की गुरिया के बने होते थे परंतु अमी रों 

के लिए सोने और चाँदी के बनाए जाते थे । 


मनोरंजन और खिलोने 


कुछ ऐसे पदार्थ भी मिले हैं जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोगों 
के मनोरंजन के क्या साधन थे। बच्चों के लिए कई प्रकार के खिलौने होते थे : मिट्टी 
की छोटी-छोटी गाड़ियाँ, जो आजकल के इककों से मिलती-जुलती थीं और जो शायद 
बड़ी बेल-गाड़ियों की नकल थीं, पशुओं की आकृति के खिलौने जिनके अंगों को कठ- 
पुतली की तरह डोर से खींचा जा सकता था; चिड़ियों के आकार की सीटियाँ तथा तरह- 





मर ) 


ह्न 


हर 
ष््र5ि 
४: 
“आय 
डक 
“व 


रा. 


भाहनज'दडा स 
(भारतीय पुरातत्व सब 


मगर जीवन का आरंभ 


के झतझने । बच्चों में गोलियाँ खेलने की प्रथा भी प्ररलित थी । लड़कियों के लिए 
गुड़िया भी होंती थी। बड़े लोग जुआ, नाच- 
कूद, शिकार और मुर्गों की लड़ाई में अपना 
समय व्यतीत करते थे । 


व्यवसाय-धंधे 
बहुत से लोग रुई और ऊन की कताई- 

बुनाई के व्यवसाय में लगे थे | कपड़े का प्रयोग 
हड़प्पार्ननवासी करते थे और वह फ़ारस की . 
खाड़ी के किनारे के शहरों तथा सुमेर को भी 
भेजा जाता था। कुम्हार शायद सबसे अधिक 
व्यस्त रहते थे और वे मिट्टी के कुछ 
बहुत सुंदर बतंन वनाते थे। अधिकतर ये 

' बत॑न कुछ-कुछ लाल मिट्टी के बनते थे और 
उन पर अनेक प्रकार के काले रंग के आलेखन 2 ] [2070 वरिकक 
होते थे-जेसे रेखाएँ, विन्दु, रेखागणित के... पोहनजोड़ो में प्राप्त दाढ़ी वाली मूत्ति 
आलेखन (ज्योमेट्री के डिजाइन), पेड़-पत्तों (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से | 
के आलेखन तथा पशुओं की आक्ृतियाँ । 

. मनकों और तावीजों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। 
भनके मिंट॒टी, पत्थर, लुगदी, शंख और हाथी-दाँत के बनाये जाते थे । धातु के कारीगर 
ताँवे और काँसे के औज़ार और हथियार तैयार करते थे, जैसे भाले, चाक्‌, तीर के फाल, 
कुल्हाड़ी, मछली फँसाने वाले काँठे और उस्तरे | घर के काम में लाए जाने वाले ब्तेंन 
पतली धातु की चादर के भी बनाए जाते थे और ये मिट्टी के बतंनों से मिलते-जुलते थे 
परंतु ये बड़े कीमती होते होंगे, अत: अमीर लोग ही इनका प्रयोग कर सकते थे । 

मोहनजोदड़ों में जो वस्तुएँ अधिक संख्या में मिली हैं उनमें मिट्टी या पत्थर की 
बनी चपटो आयताकार मूहरें उल्लेखनीय हैं । मुहर के एक तरफ साँड या वृक्ष या कोई 
खग् बता है । चित्र के ऊपर एक रेखा में चित्रनेख है, जिल्हें ६डप्पा के नागरिक लिपि 





१3 





मोहलजोबड़ो में प्राप्त एक मुहर जिसमें पशुपति अंफित है 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


लाते थे । ये मुहरे शायद व्यापारी अपने माल पर ठप्पा लगाने के लिए 
|| 


के रूप में काम 
इस्तेमाल करते 
व्यापार । 

उस समय सुमेर और फ़ारस की खाड़ी के किनारे के नगरों के निवासियों तथा 


मे 
थे 


नगर जीवन का आरंभ 33 


हड़प्पा कै नागरिकों के बीच संपर्क था| वे परस्पर व्यापार करते थे और एक जगह से 
दूसरी जगह को बराबर माल भेजा करते थे। भोहनजोदड़ो में बनी मुहर तथा अन्य 
छोटी चीजें बेबीलोन में मिली हैं। व्यापारिक माल लोथल से जहाज द्वारा भेजा जाता 
था (जहाँ एक डॉक अर्थात्‌ जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने की जगह खुदाई में 
मिलो है) और आते वाला माल भी यहीं उतारा जाता था। बाँट और पैसाने का स्वभा- 
बतः व्यापारी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी तरह-तरह की आकृति होती थी 
और उन्हें ठीक-ठीक छोटा-बड़ा बनाया गया था । 


कु 


धर्म ॥ 

मिस्र और सुमेर के नागरिकों के विपरीत हड़प्पा-निवासियों ने कोई ऐसे अभिलेख 
नहीं छोड़े हैं जिनमें उनके शासन, समाज और धर्म का उल्लेख हो । हम केवल अनुमान 
लगा सकते हैं कि उनका धर्म॑ किस प्रकार का रहा होगा | मातृ देवियों की मिट॒दी की 
मूर्तियाँ मिली हैं। वे लोग शायद उनकी पूजा करते थे । एक पत्थर की मुद्रा (मुहर) पर 
अंकित पुरुष देवता की बेठी हुई मूर्ति मिली है। वें पीपल जैसे कुछ वृक्षों को भी पवित्न 
मानते होंगे जिसे उतकी मोहरों पर अक्सर दिखाया गया है। वे संभवतः साँड को भी 
पवित्न मानते होंगे । कुछ हड़प्पा-निवासी अपने मृतकों को ज़मीन में गाड़ते थे और कुछ 
लोग एक पात्न में शव को रखकर गाड़ देते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु 
के बाद भी कहीं जीव रहता है, क्योंकि समाधियों में अक्सर मिट॒टी के घरेलू बतेन, गहने. 
और शीशे मिले हैं, जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया 
होगा कि इनको उसे मृत्यु के बाद भी जरूरत पड़ सकती है । 


हड़प्पा निवासियों का पतन 

'हड़प्पा-संस्कृति लगभग हजार वर्षों तक जीवित रही | 500 ई० पूृ० तक जब 
आये भारत में प्रवेश करने लगे, हड़प्पा-संस्क्ृति नष्ट हो चुकी थी। ऐसा क्‍यों हुआ ? 
संभव है निरंतर आने वाली बाढ़ से ये नगर नष्ट हो गए हों, अथवा किसी संक्रामक और 
भयंकर रोग ने सभी जनों को समाप्त कर दिया हो । जलवायु भी बदलने लगी और यह 
प्रदेश अधिकाधिक मरुस्थल की भांति शुष्क होने लगा। यह भी संभव है कि नगरों पर 
आक्रमण हुआ हो और यहाँ के निवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे हों । - 


34 


प्राचीन भारत 


हड़प्पा-संस्कृति का पतन भारत के इतिहास में एक दुखद घटना थी। जाय॑ जो 
बाद में आए, तगर के जीवत से अपरिचित थे । अतः आर्यों के आने के बाद एक हज़ार 
वर्ष का और समय लगा तब कहीं जाकर भारत में सुंदर नगर फिर से बसे । 


अभ्यात्त 


॥. निम्नांकित प्रइनों के उसर दो 


9० 3 ७४ ( यू (५ ४ >उ किन 


् 


म 


2. 


, सिन्धु-घादी को सभ्यता को हड़प्पा-संस्कृति भी क्‍यों कहते हैं ? इस संस्कृति का 


विस्तार क्या था? 


. किन साधनों से हमें इस संस्कृति का ज्ञान होता है ? 


हड़प्पा के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे ? 


. मोहनजोदड़ो नगर की योजना का वर्णन करो । 

, मौहनजोदंडो और हड़प्पा के घरों, सड़कों और नालियों का वर्णन करो | 

, हड़प्पा-संस्कृति के. लोग अपने खेतों को किस अ्रकार सींचते थे ? 

« मिट्टी के तकुंभों की खोज से किस बात का अनुमान लगाया जा सकता है ? 


हड़प्पा संस्क्रेति में स्त्रियाँ किस प्रकार के वस्त्र धारण करती थीं तथा कैसे श्रूमार 
करती थीं ? 


' हड़प्पा-संस्कृति के बच्चों के. खिलौनों का वर्णन करो । 
- मोहनजोदड़ो में प्राप्त मोहरों का वर्णन करो। ये मुहरें किस प्रक्रार काम में लाई 


जाती थीं ? 

ऐसे चार कारणों को बताओ जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि हड़प्पा निवा- 
सियों की सभ्यता उच्चकोटि की थी । 
भारत के इतिहास में हड़प्पा-संस्कृति का पतन क्‍यों एक दुखद घटना थी ? 


प., नोचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। यदि वक्‍तव्य ठीक हैं तो कोष्ठक में उनके सामने हां! लियो. 
यदि बक्‍तव्य ठीक नहीं हैं तो 'नहीं' लिख दो : 
. हड़प्पा-संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक फैली हुई थी । ( )॥) 


2, 


खेत नहूरों से सींचे जाते थे । (६ ) 


3. हड़प्पा-निवासी सुमेर के निवासियों के साथ व्यापार करते थे। 
4. हेड़प्पा और मोहनजोदड़ों के नगर बिना योजना के बने थे । 


] 
6 


हर 


नगर जीवन का आरंभ 35 


घर ईटों से बने थे । 


( 
( 
मोहनजोदड़ो में अन्न कोठारों में संग्रह किया जाता था । ( 
-- ( 
इतिहासज्ञ हड़प्पा-निवासियों कौ लिपि पढ़ने में समर्थ हो गए हैं । (्‌ 


_. "काया. अपमान. पारी, सतत. न्जकाननी, 


पा, नोचे लिखे प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उनमें से ठीक शंबद श्रा--' 
शब्द-सम्‌ हुं चुनकर वाकयों में रिक्त स्थानों को भरो । 


]. सिन्‍्ध और राजस्थान की जलवायु तब***'''थी और अब “'**'है। (शुष्क, आदर) 

2. गढ़”'*'' “भूमि पर बना था । (तीची, ऊँची) आ 

3. बेत नदियों'*''*'**' स्थित थे । (के किनारे, से दूर) 

343 55657 से खेतों को सींचते थे । (नहर, बाढ़, कुएं) ' 

5, हड़प्पा-संस्कृति के नागरिक'''“''से अपना मनोविनोद करते थे | (जुआ, ताश) 

6. हड़प्पा-निवासी जो कपड़ा प्रयोग करते थे, वह्‌' “का बना होता था। (रेशम; सूत) 

7. हड़प्पा-संस्कृति के कुम्हार बर्तनों के लिए''!*** मिट॒टी का प्रयोग करते थे और उन 
पर''*'''में डिज्ञाइन बताते थे। (काले रंग, लाल रंग) 

8, हड़प्पा-पंस्क्ृति का अंत लगभग ''''''में हुआ । ((500 ई० पृवं, 800 ई० पूर्व ) 


प९. रोचक कार्य 


[ 


७० 


प्ग 


» प्राचीन एशिया के मानचित्र में सुमेर तथा मिश्र की सभ्यताओं को दिखाओ | 
2. 


भारत के मानचित्र में हड़प्पा-संस्कृति के उन नगरों को दिखाओ जो खोद कर निकाले 
गए हैं। 


. उन डिज़ाइनों के रेखाचित् बताओ जिनको हड़प्पा-निवासी मुहरों पर खोदते थे ? 


तुम्हारे नगर में जिन बिलौनों से बच्चे खेलते हैं उन्हें इकट्ठे करो । उन खिलोनों के 
रेखाचित्न बनाओ जो हड़प्पा के बच्चों के खिलौने से मिलते-जुलते हों । 


- कुछ चित्रवत चिह्न बनाओ जिन्हें हड़प्पा के नागरिक लिपि के रूप में प्रयोग 


करते थे । 





अध्याय 3 
वेदिक युग का जीवन 


(क) श्राय॑ बस्तियाँ 


ब तक मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, ऐसी धारणा थी कि भारतीय 
इतिहास आरयों के आगमन से प्रारंभ होता है। परंतु अब हमें ज्ञात है कि वह बहुत ' 
पुराना है। आर्य भारत में बाहर से आए, संभवतः उत्तर-पूर्वी ईरान तथा कंस्पियन 
सागर के आसपास के प्रदेश से | जो आये भारत पहुँचे वे इंडो-आर्य कहलाते हैं जिससे बे 
उन आर्यों से पृथक्‌ किए जा सकें जो पश्चिमी एशिया और यूरोप के विभिन्‍न भागों में 
पहुँचे । 
आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे । धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व की ओर दिल्ली के उत्तरी 
प्रदेश में पहुँचे । उस, समय यहाँ निकट ही एक नद्दी बहती थी जिसको सरस्वती कहते 
थे, परंतु अब उस नदी का जल सूख गया है । यहाँ वे बहुत वर्षों तक रहे ओर यहीं उन्होंने 
बेदमंत्रों का संग्रह तेयार किया। उसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र का मंदान है जहाँ पांडवों और 
कौरवों का युद्ध हुआ, ऐसा लोगों का विश्वास है। कुछ समय बाद आये पूर्व की ओर 
गंगा-घाटी में और आगे बढ़े। जसे-जसे वे लोग आगे बढ़तें गए, वे अपनी नई खोज 
द्वारा प्राप्त लोहे की कुल्हाड़ियों प्रे सघन वन साफ़ करते गए । उन्होंने लोहे का प्रयोग 


ज्नल््िि ४५ -ल  शिकला।।ए 


खोज निकाला और लोहे के हथियार और औज़ार बनाना शुरू कर दिया जिससे उनको 
जमीन साफ़ करने में और आसानो हो गई । 

आर्य पशु चराने (पालन केरने) वाले स़ानाबदोश थे । उनके पास पशुओं के बड़े- 

बड़े झुंड रहते थे जो उनकी जीविका के साधन थे । वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते 

रहते थे। धीरे-धीरे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और गाँवों में स्थायी रूप से बस 


38 ' प्राचीन भारत 


गए। चंकि वे श्रमणशील जीवन बिताते रहे थे, उन्हें नगर-जीवन का परिचय नहीं था। | 
ई शताब्दियाँ बीतने के बाद उन्होंने नगर का निर्माण आरंभ किया | इस कारण उनके 

आरंभिक निवास-स्थल गाँव ही थे । 

आर्यों के संबंध में हमारा ज्ञात हृड़प्पा-निवासियों की भाँति उनके निवास-स्थलों 
को खुदाई पर आधारित नहीं है। आर्यों के संबंध में हमारा ज्ञान उनके द्वारा रचित 
उन मंत्रों, कविताओं तथा कथाओं पर निर्भर है जिनको उन्होंने मौखिक पाठ द्वारा 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस समय तक सुरक्षित रखा जब तक कि वे लिख नहीं लिए गए। इसे 
हम 'साहित्यिक साक्ष्य, कहते हैं और इससे हमें उनके इतिहास की जानकारी होती है। 
परंतु हाल में कुछ स्थानों में हुई खुदाई से, जेसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर तथा 
अतरंजीखेड़ा में, हमें उनकी संस्कृति के विषय में और जानकारी प्राप्त हुई है। है 

जिन देवताओं की वे पूजा करते थे उनकी स्तुति में मंत्रों की रचना हुई। भागों 
के धामिक अनुष्ठानों, काये और पूजा के सम्बन्ध में नियम बताए गए । बे चारों वेदों में 
मिलते हैं-- ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्बंद तथा अथवंबेद । उन्होंने अपने राजाओं और शूर- 
वीरों के जीवन, पराक्रम तथा युद्धों के बारे में भी लंबी कविताएँ लिखीं। बाद में उन 
कविताओं का संग्रह किया गया और ये ही प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण 
और महाभारत कहलाए । ह 


राजा और उसके पदाधिकारी 


आये अनेक जन-जातियों में बँटे हुए थे और प्रत्येक जन-जाति किसी विशेष प्रदेश 
में बसी हुई थी। परंतु ये जन-जातियाँ आपस में लड़ा करती थीं। पशुओं के शझ्ुडों के 
चरने के लिए चरागाहों की ज़रूरत होती थी और जन-जातियाँ चरागाहों पर अधिकार 
करने के लिए लड़ती थीं। प्रत्येक जन-जाति का एक राजा या प्रमुख होता था जो 
सामान्यतः अपने बल और वीरता के आधार पर चुना जाता था। आगे चलकर राजपद 
वंशानुगत हो गया अर्थात्‌ राजा का पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा हो जाता 
था। राजा का कत्तव्य था कि वह अपनी जन-जाति की रक्षा करे और इस का में 
सहायता करने के लिए उसके पास सेनिकों का एक दल रहता था। 


बैदिक युंग का जीवन 39 


राजा जन-जाति की इच्छानुसार शासन करता था और उसकी सहायता के लिए 
अनेक पदाधिकारी होते थे । उसके सैनिकों का एक सेनापति होता था जो 'सेनानी' 
कहलाता था और सेव उसके साथ रहता था। एक “पुरोहित' होता था जो राजा के 
लिए धामिक कृत्य करता था और उसे सलाह देता था । दूतों के दूवारा वह निकटवर्ती 
गाँवों में रहने वाले अपनी जन-जांति के आदमियों से संपर्क स्थापित करता था। राजा 
अपनी जन-जाति के गांवों के मुखियों से भी सलाह लेता था। ये 'ग्रामणी' कहलाते थे । 
जब किसी अत्याधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होता तो राजा समूची जन-जाति 
की सलाह लेता था। ये संस्थाएँ 'सभा' और 'समिति' कहलाती थीं। 'समिति' में कोई 
भी व्यक्ति समस्या पर अपने विचार व्यक्त कर सकता था, परंतु सभा' चुने हुए सदस्यों 
की एक छोटी संस्था जान पड़ती है। ह 


ग्राम 


जन-जाति छोटी इकाइयों में बँटी हुई थी, जिन्हें ग्र।म कहते थे । प्रत्येक ग्राम में 
कई कुटूब शामिल थे। आगे चलकर जब आर्यों ने अपने भ्रमणशील जीवन को त्याग 
कर खेती करना आरंभ किया तो गाँव बड़े हो गए और जन-जाति के अन्य बहुत से 
सदस्य एक गाँव में रहने लगे । गाँवों का समूह विश कहलाता था और उस जाति के 
ज़ोग जन कहलाते थे । 

गाँव कुदुंबों में बँटा हुआ था और कुटुंब के सभी सदस्य एक संयुक्त परिवार में 
साथ-साथ रहते थे। कुृटुंब पितृ-प्रधान था, अर्थात कुटंब का सबसे बड़ा-बूढ़ा पुरुष,. 
अक्सर दादा या पितामह, कुटुंब का मुखिया होता था। कुदुंब में यह अधिकार का पद 
था क्योंकि मुखिया सब निर्णय लेता था और परिवार के अन्त्य सदस्यों को उसके दूवारा 
लिए गए निर्णय स्वीकार करने पड़ते थे । विवाह के बाद भी पुत्र अपनी पत्नियों सहित 
घर में पिता के साथ ही रहते थे। स्त्रियों का आदर किया जाता था | लड़कों के साथ- 
साथ कुछ लड़कियाँ भी पढ़ती थीं । | 

जब आये ग्राम-समुदायों में स्थायी रूप से बस गए तो ग्राम-जीवन में खेती करने 
वाले लोगों के अतिरिक्त और लोग भी शामिल हो गए। इसमें शिल्पकार भी थे । कुछ 


40) प्राचीन भारते 


गाँव किन्‍्हीं विशेष शिल्पों में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते थे । उदाहरण के लिए जिन 
क्षेत्रों में बतेन बनाने के लिए अच्छी मिट॒टी मिलती थी, वहाँ बहुत से कुम्हार रहने लगे। 
एक गाँव में बते खपत से बचे हुए बर्तन पड़ौसी गाँव को, जहाँ बतेनों की कमी होती थी, 
भेज दिए जाते थे। इस प्रकार वस्तुएँ एक गाँव से दूसरे गाँव भेजी जाने लगीं और 
उनके अदल-बदल से व्यापार आरंभ हुआ । 

परंतु यहु सब कुछ अभी तक साधारण स्तर पर ही चलता था। गाँवों में छप्पर 
वाली कच्ची झोंपड़ियाँ होती थीं जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहता था और उसके 
बाहर बेत होते थे। बेत जोते जाते थे और कुओं व नलों के पानी से उतकी सिंचाई 
होती थी । यह ढंग हड़प्पा-निवासियों के खेती के ढंग से भिन्न था। जौ की व्यापक रूप 
से खेती होती थी और बाद में गेहूँ और चावल भी उगाया जाने लगा। शिकार आम- 
: तौर से दूसरा पेशा था। हाथियों, भेंसों, बारह॒सिंगों और सुअरों का शिकार किया जाता 
था। साँड और बेल हल में जोते जाते थे | पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था 
क्योंकि आय अनेक चीजों के लिए गाय पर निर्भर थे। वास्तव में विशेष अतिथियों के 
लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मानसूचक माना जाता था (यद्यपि बाद की शताब्दियों 
में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित हो गया) । मनुष्य का जीवन सौ गायों के जीवन 
के मूल्य के बराबर समझा जाता था। यदि एक मनृष्य दूसरे की हत्या कर डालता, तो 
उसे मृतक के कृटु बियों को दंड के रूप में सौ गायें देनी पड़ती थीं । 


आय और उनके धोड़े 


आयों को धोड़ों से वास्तविक प्रेम था| वे ईरान से अपने साथ घोड़ लाए थे। 
घोड़े रथों को खींचने के काम में आते थे । रथ की दौड़ आर्यों के मनोरंजन का प्रिय 
साधन थी और रथ बनाने वाले को समाज में बड़ा आदर मिलता था। बेदिक मंत्रों में 
अक्सर रथ का वर्णन मिलता है। यह हल्का दो पहियों वाला रथ था जो दौड़ में उत्साह 
बढ़ाने वाला तथा युद्ध में उपयोगी होता था । 


तैंदिक युग का जीवन 4] 


(ख) जन-जीचन 
आये और दस्यु 


जब पहले-पहल आर्यों ने भारत में पदाप॑ण किया तो उत्हें भूमि के लिए उत्त 
लोगों से युद्ध करना पड़ा जो यहाँ पहले से रह रहे थे | आय॑ इन लोगों को दस्यु या 
दास कहते थे । दस्यु लोगों को काले रंग और चपटी नाक वाला बतलाया गया है । दस्यु 
उन देवताओं की पूजा नहीं करते थे जिनकी आये करते थे। वे जो भाषा बोलते थे उसे ' 
आरय॑ नहीं समझते थे । आये संस्कृत बोलते थे | आर्यों ने दस्युओं को युद्ध में पराजित 
किया, परंतु उत्तके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं किया और अनेक दस्युओं को दास 
बना लिया । दस्युओं को आर्यों की सेवा करनी पड़ती थी । उन्हें कठित से कठिन और 
नीच काम भी करना होता था। आर्यों ने नियम बना रखा था कि कोई आये दस्यु के 
साथ विवाह न करे । 


समाज ; 
आर्य और दस्यु एक ही गाँव के अलग-अलग भागों में रहते थे और पहले उन्हें 
एक दूसरे से मिलने-जुलने की आज्ञा न थी। आये स्वयं भी तीन भागों में बँटे हुए थे। 
सबसे अधिक शक्तिशाली राजा और उसके सेनिक थे जो क्षत्रिय कहलाते थे । उन्हीं के 
समान महत्वपूर्ण पुरोहित अथवा ब्राहूमण थे। उसके बाद शिल्पकार और किसान 
अथवा वेश्यों का स्थान था । इसके।अतिरिक्‍्त चोथा वर्ग भी था जो ज्षुद्र कहलाता था। 
इस वर्ग में दस्यु और वे आर्य सम्मिलित थे जो दस्युओं से घुल-मिल गए थे और उनके 
साथ ब्याह कर चुके थे और इस कारण उन्हें घृणा की इष्ठि से देखा जाता था । इस 
प्रकार आरयों का समाज चार भागों या वर्णो में बँटा हुआ था--'ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और “शुद्र'। समाज में प्रत्येक वर्ग के पुथक्‌-पृथक्‌ कर्म और व्यवसाय थे । शुरू 
में, मनुष्य मनवाहा पेशा चुन सकता था। धीरे-धीरे मनुष्य वे ही पेशे करने लगे, जो 
उनके पिता करते थे । प्रारंभ में ब्राह्मणों का क्षत्रियों के बराबर महत्त्व था, परंतु धीरे- 
धीरे वे इतने प्रभावशाली हो गए कि उनको समाज में प्रथम स्थान मिल गया। उनका « 
आदर बढ़ा, क्योंकि उन्होंने धर्म को बड़ा महत्त्वपूर्ण बना दिया | 


42 प्राचीन भारत 


व्यवसाय-धंघे 

कृषि के अतिरिक्त पशु-पालन, मछली मारना, धातु-कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े 
का काम गाँवों के सामान्य उद्योग थे। धातु-कर्म करने वालों को एक नई धातु--लोहा, 
काम करने को मिल गई | लोहे के प्रयोग ने आर्यों के जीवन को और सुगम बना दिया । 
कठोर और मज़बूत होने के कारण औज़ार और हथियार बताने के लिए लोहा, ताँबे या 
काँसे से अधिक उपयुक्त था। कपड़े की कताई-बुनाई जारी रही | यह काम अधिकतर 
स्त्रियों के हाथ में था । पुरोहित पूजा-पाठ और धामिक कार्यों के करने.में लगे रहते थे । 
विशेष कर उन महान यज्ञों में जिनमें समस्त जन-जांति भाग लेती थी और जो बहुत 
दिनों तक चलते रहते थे | पुरोहित शिक्षक भी होते थे । बालक गुरु के यहाँ रहते थे जो 
उन्हें वेद-मंत्रों का पाठ करना सिखाते थे। एक वेद-मंत्र में शिष्यों का बड़ा रोचक 
वर्णन दिया हुआ है! लिखा है कि गुरु के साथ पाठ दोहराते हुए शिष्य वर्षा के आगमन 
पर मेंढकों की तरह ध्वनि करते सुनाई पढ़ते हैं। पुरोहित गांव के चिकित्सक भी होते 
थे। उन्हें जड़ी-बुटी और पेड़-पौधों का ज्ञान था और जब कभी कोई बीमार पड़ता, 
रोगी को दवा देने के लिए पुरोहित बुलाया जाता था। 


क्स्त् 

जो वस्त्न आये धारण करते थे वे हड़प्पा-निवासियों के वस्त्रों से बहुत भिन्‍न नहीं 
थे। पहनावे में दो वस्त्र होते थे--'उत्तरीय' या ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र और 
अंतरीय' या निचले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्न । एक किस्म की पोशाक टखनों 
तक आती थी। सिर पर बाँधने के लिए पगड़ी का भी प्रयोग होता था । आरयों को गहने 
भी बड़े प्रिय थे जो स्वर्ण तथा दूसरी धातुओं के बने होते थे और स्त्रियाँ अनेक ढंग से 
मालाएँ पहनती थीं। अधिक धनवान लोग सोने की जरी के कशीदे वाले कपड़े पहनते थे । . 


मनोरंजन 
रथों की दौड़ आयों को बहुत प्रिय थी। नाचने और गाने में भी उनकी रुचि थी। 


चैंदिक युग का जौवन 43 


वे बादयों में बासुरी, वीणा और ढोल का प्रयोग करते थे। परंतु जुआ खेलना 
उनका सबसे प्रिय मनोरंजन जान पड़ता है। 


आहार 


आये लोग छक कर दूध पीते थे और खूब मक्खन और घी खाते थे। फल, 
तरकारियाँ, अन्न और मांस भी खूब खाया जाता था। आये लोग सुरा और मधु जैसे 
नशीले पेय भी पीते थे । एक अन्य विशेष पेय होता था जो 'सोमरस कहलाता था । यह 
केवल धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, क्योंकि इसका तैयार करना कठिन था । आर्यों 
को जीवन से प्रेम था और वे खूब अच्छी तरह जिन्दगी बिताते थे और बे बड़े मस्त 
लोग थे । हे 

आय॑ अनेक देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य, तारागण, वायु, चंद्रमा, पृथ्वी, 
आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पंत आदि सभी प्रकृति की शक्तियाँ देवी-देवता बत गई । 
आकाश का देवता दूयौस, वर्षा, तूफ़ान और युद्ध का देवता इंद्र, प्रकाश का देवता 
सविता (सूर्य) और आग का देवता अग्नि माने जाने लगे। उपषा प्रात:काल की देवी 
मानी गई । देवताओं को मनुष्यों का रूप प्रदान किया गया, परंतु वे अलौकिक प्राणी थे, 
उनके पास अपार शक्ति थी और उनसे लोग डरते थे। लोगों का विश्वास था कि देवता' 
प्रायः स्त्नी-पुरुषों पर दयालु होते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भया- 
नक होता है और तब उनको संतुष्ट करना पड़ता है। इंद्र सेप्रिय देवता था वयोंकि वह 
पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। 

आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों के द्वारा कराई गई धामिक बलि से देवता 
प्रसन्‍न होते हैं। इस प्रकार की बलि के लिए बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ती थीं। वेदियाँ 
बनाई जांती थीं और उन पर तांत्रिक रेखाएँ खींची जाती थीं। पुरोहितों द्वारा मंत्र-ध्वनि 
के साथ-साथ पशुओं का बलिदान होता था। अन्न, पशु और वस्त्र पुरोहितों को दाने में 
दिए जाते थे और सोमपान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि 
वे लोगों का आराधना सुनें । लोगों का यह विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं 
और उनकी कामनाएँ पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक 
बन गए और संभवतः इसी कारण वे शक्तिशाली हो गए । 


44 


: प्राचीन भारत॑ 


परंतु सभी लोग बलि के धर्म से संतुष्ट न थे । उनके मन में अन्य प्रश्न उठते थे। 
वे जानना चाहते थे कि संसार किस प्रकार रचा गया, देवता कौन थे, मनुष्य को किसने 
बनाया आदि । अपने इन प्रश्नों का उत्तर दूढ़ने के लिए और परस्पर विचार-बिमश्श 
करने के लिए ये दाशं निक गाँवों को छोड़कर वन के शांत स्थलों में चले जाते थे | उनके 
विचारों को उनके शिष्य कंठाग्र कर लेते थे और बाद में वे लेखबद्ध कर लिए जाते थे। 
इन्हें हम आजकल “उपनिपदों' में पढ़ सकते हैं जो वेदों के अंग हैं। इन शिक्षकों को 'ऋषि' 
कहा जाता है। ह 


अभ्यास 


], निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो : 


. 


'हूंडो-आरय पद का क्या अर्थ है ? 


. भारत में जाने से पूर्व आये कहाँ रहते थे ? 


भारत में आर्य पहले कहाँ भाकर बसे और वहाँ से किस स्थान की ओर बढ़े ? 


. आरयों से संबंधित हमारे ज्ञान का क्या आधार है ? 


आये जाति के जीवन का वर्णन करो । राजा का क्या स्थान था ? 


, आरयों की कुटु ब-प्रथा का वर्णत करो । 

, आर्यों के मुख्य व्यवसायिक धंधे क्‍या थे ? 

. दस्पु कौन थे ? आरयों के आने के बाद उनका क्‍या हुआ ? 

. आर्यों का समाज किस प्रकार बँदा हुआ था ? उनके क्‍या कार्य थे ?. 

, कुछ शिल्पों के नाम बताओ जिनमें आय॑ दक्ष थे । लोहे की खोज ने आर्य लोगों की 


किस प्रकार सहायता की ? 


: प्रारंभिक आर्यों के सवेत्रिय आमोद-प्रमोद कौन-से थे ? . 

« इस युम में क्षत्रियों और ब्राह्मणों की स्थिति में जो परिबर्तत हुआ, उसका वर्णन करो । 
« आर्यों के आहार और पेय का वर्णन करो | 

» प्रारंभिक आरयो के धर्म का वर्णन करो। 


वैदिक युग का जीवन 45 


5. कुछ देवताओं के नाम बताओ जिनकी वे पूजा करते थे । इनमें से किन-किन देवता की 
पूजा आज भी होती है ? 

6. आरयों का समाज वर्णों में बेटा हुआ था । तुम्हारे विचार से वर्तमात समाज के विभा- 
जन का क्या आधार है ? 


तर. जिस तिथि क्रम में ये घटनाएँ हुई, उसी क्रम से इन्हें लिखो : 
, आय॑ पंजाब में बस गए । 

. आर्य गंगा की घाटों में बस गऐ। 

- आये उत्तर-पूर्व ईरान में रहते थे । 

. आर्यों ने लोहे के प्रयोग की खोज की । 


न 0 3 व 


पा, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों सें से उपयुक्त शब्द या शब्द-समूह चुनकर रिक्त स्थानों को भरो: 


. हम लोग हड़प्पा-निवासियों के बारे में केवल '*''"' साक्ष्य से तथा आया के बारे में 
का साक्ष्य से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ? (साहित्यिक, पुरातत्व संबंधी ) 

2: 255 राजा के लिए धार्मिक कार्य करता था''' '* महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय 
देती थी और''*'** युदधों में मदद करता था। (सेनानी, पुरोहित, समिति, सभा) 

3. जन-जाति के लोग'*'** के रूप में इकट्ठे होते थे परन्तु कुछ चुने हुए लोग '** "के रूप 
में प्रशासन संबंधी प्रश्नों पर राजा को सलाह देने के लिए इकट्ठे होते थे । (सभा, 


समिति) 
॥५. 'क' ओर “ख' स्तम्भों में दिए हुए कथन को ठीक-ठोक एक दूसरे के सामने लिखों : 

स्तम्भ (क) स्तम्भ (ख) 

. ह ]. पुजारी, शिक्षक और बंदय के रूप में काये 

करते थ। : 
2. शुद्र 2, वे लोग जिनका समाज में स्तर निम्न था। 
क्षत्रिय 3. व्यापारी, दस्तकार और कृषक थे | 

- ब्राह्मण 4. प्रारंभिक आर्यों के समाज में शासक तथा 


योद्धा थे । 


46 


प्राचीन भारत 


वैश्य 5. यह ताम आर्यों ने उन लोगों को दिया था 
जो भारत में उनके आने से पहले रह 


रहे थे । 


प्‌. बया निम्नांकित कथन सही हैं? प्रत्येक के लिए 'हाँ या 'नहीं' लिखों : 


[ ह 


2, आये घोड़ों पर चढ़ना, गहने पहतता और रथों कौ दौड़ पसन्द करते थे । 
3. दस्यु संस्कृत बोलते थे । 

4. 

5, आय॑ केवल शाक-भाजी खाते थे । 

6. आर्य अनेक देवताओं में विश्वास करते थे | 


आय दस्युओं के साथ दया का व्यवहार करते थे | 


आर्यों का समाज चार भागों में बँटा हुआ था । 


अर 3 5 अ“तल5 तल >> 


शा. रोचक काय॑ 


] # 


एशिया के मानचित्र में ईरान तथा क्रेस्पियत सागर ढूढ़ो ! 


2, भारत के मानचित्त में पंजाब, गंगा, यमुना तथा पंजाब की नदियाँ दिखाओ । 


3. 
4. रथ का एक रेखाचित्र बताओ। 


उत व्यवसायों का एक चित्रवत चार्ट तैयार करो जो आये करते थे । 


० ऑऑडि अऑअडि अली कल अल 


अध्याय 4 
मगध राज्य का उत्कष 


(क) राज्य और गणराज्य 


दिए गए और आय जन-जांतियाँ विभिन्‍न भागों में बस गईं, जेसे, पंचाल (जिला 
बरेली ), सुर्सेन (मथुरा), कोशल (अवध), काशी, विदेहू, मगध आदि। आये अब 
जन-जातियों के रूप में ग्राम-समूह में नहीं रहते थे । उन्होंने राज्य और गणराज्य स्थापित 
कर लिए थे । गणराज्य एक प्रकार का शासत- है. जिसमें शक्ति जनता या कुछ चुने हुए 
व्यक्तियों या चुने हुए एक प्रमुख के हाथ में रहती है | उसमें वंशानुगत राजा नहीं होता । 
प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे । राजनीतिक सत्ता 
: भी उन्हीं के पास थी और जन-जातियों की सभाथों में भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता 
था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों ते इस प्रकार की सरकार को “अल्पतंत्न 
सरकार' अथवा कुछ ही व्यक्तियों की सरकार कहा है क्योंकि सभा में ग्रेर-क्षक्नियों का 
प्रतिनिधित्व नहीं होता था । राजतंत्नों और गणराज्य ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए 
और उनकी शासन-व्यवस्था भी बदल गई। 
शाक्य आर लिच्छवि वंशों के प्रसिदध गणराज्य थे। उनके इलाके आजकल के 
उत्तरी बिहार में हैं। राजाओं से शासित राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे--कौशल 
मगध और वत्स जो गंगा की घाटी में स्थित थे । एक अन्य शक्तिशाली राज्य अुवंत्रि 
का था जिपतका केन्द्र उज्जयिनी (उज्जंत) था। थे राज्य आपस में बराबर लड़ा करते 
' थे क्योंकि या तो वे अपने क्षेत्र का विस्तार या नदियों पर अधिकार करना चाहते थे। 
शत में साध सबसे अधिक शक्तिशालो बत गया । महान्‌ धर्माचायं महावीर और गौतम 


8 अति लय ना रु ५ है, 

डिष्या# , अप गप ४ व ग तय ा, 
20-54 .8/0 007 3४ 
फिा 2 | हा ते 





49 








कर कु " 
मा महाजनपद 
गे था ३३. हम हु 
ना जल. (४ 
कक 44 05 क्रुरु... से 
कि 27 करत हु ५ चाल 
05 जी दिल्ली | ॥ 
प्र ई सुरसेन विदेह 
( "ट खल कै री ०5०१ लक, डर ड। वि 
! मत्स्य... कोर 0 डिचावो लाना 
3 >> उगती े 
#५ 





जा ५ आ्रव॑ति चैदि 


न्‍! कौग्रांवी नली के द्‌ 
उज्जेन ) ् करन 
एफ + अत्स मगध हि] हि 
ह कांदा हदी-नटाएण 8, $ 
3>>/यतयतक्‍य 7 शा हम पर) 06 +४प 
मृगुकच्छ हि 2382 कर 


प्रतिष्ठान शइमक |! के हि 
गे _>7दाक्‍्त नदी 
भ>+ 5... 


$ 
फल 


६ 


पर 


२०० 0 200 400 
विल्लोमीएर 


भारत के महासर्वेक्षक को अल्मुज्ञानुनार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित । 
(2) भारत सरकार का पतिलिप्यंधिकार 980 
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से सापे गए बारह 
समुद्री मील को व्री तक हे । 


50 प्राचीन भारत 


बुद्ध ने मगध में. धर्म-प्रचार किय। और उन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं 
और वहाँ के लोगों के जीवन के विषय में चर्चा की । 


सगध राज्य 


लगभग 542 ई० पू० में बिम्बिसार मगध का राजा हुआ। उसने कई उपायों 
द्वारा इसे शक्तिशाली राज्य बनाने का प्रयत्न किया । उसका एक ढंग पड़ोसी शासक 
परिवारों की राजकुमारियों से विवाह-संबंध जोड़ना था। ये शासक उसके मित्र बन 
गए । भगध राज्य के आधुनिक छोटा नागपर क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में कच्चा लाहा 
मिलता था। यह हथियार और ओऔज़ार बनाने के लिए उस समय एक कीमती धातु भी । 
इसलिए लोग इसे खरीदना चाहते थे । इससे मगध की शक्ति बढ़ गई और वह धनवान 
हो गया। गंगा के मंदान का अधिकांश व्यापार नदियों के दुवारा होता था। सामान 
नावों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता था। शीघ्र ही मगध का नदी 
पर अधिकार हो गया । बिम्बिसार ने अंग राज्य-.(उसकी राजधानी समेत जो आधुनिक 
भागलपुर के निकट थी) जीत लिया । यह मगध के दक्षिण-पुर्व में था। अंग राज्य में 
गंगा नदी पर चंपा का सुप्रसिद्ध बंदरगाह थी। वहाँ से जहाज़ गंगा के मुहाने की ओर 
तथा उससे आगे पूर्वी समुद्रतट के साथ-साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत 
से ये जहाज़ मसाले और मणि-माणिक लेकर लौटते थे जिनसे मगध धनवान बन 
गया था । 


बिस्बिसार 


बिम्बिसार ने मगध पर सचाह रूप से शासन किया | उसकी सहायता के लिए 
मंत्रियों की एक समिति थी। उसने गाँवों के प्रधानों को आज्ञा दे रखी थी कि वे सीधे 
उससे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वह जानता चाहता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती 
है। यदि उसको कोई पदाधिकारी भली प्रकार काम नहीं करता था तो वह उसे दंड 
देता था। उसने कई नगरों और गाँवों को परस्पर जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और 


मगध राज्य का उत्कर्ष के - 5 


' नदियों पर पुल बंनवाए। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य 
का दौरा किया | . । 
वह अंग को छोड़कर अन्य राज्यों से मित्रता का संबंध रखना चाहता था और 
वहं सुदूर देशों को अपने राजदूत भेजता था । यहाँ तक कि. भारत के उत्तरी-पश्चिमी . 
भाग में गंधार राज्य तक उसने अपता राजदूत भेजा । उसकी राजधानी पटना के निकट _ 
राजगूह-झी । यह पर्वत माला से घिरा. हुआ एक सुन्दर नगर था। पुरातत्त्ववेत्ताओं 
दवारा खोदे हुए उसके अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। 


अजातशत्र्‌ 


: बिम्बिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार डाला । अजातग्त्नु मगध को और 
शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु उसने विचार किया कि यह तभी संभव होगा जब 
बह अपने सभी पड़ौसियों को जीत सके । उसने अपने चाचा कोशल-नरेश पर आक्रमण 
किया । उसने उत्तरी बिहार के प्रदेश में वज्जियों पर भी हमला किया। वर्षों तक 
युद्ध चलता रहा और: अंत में. अजातशत्रु विजयी हुआ । उत्तरी भारत में मगध सबसे 
शक्तिशाली राज्य बन गया । 


राजा को स्थिति 


राजा अब असाधारण पुरुष बन गया था। वह अब समाज” और “धर्म की रक्षा 
करने वाला था। गणराज्यों में यह विचार था कि प्रमुख को जन साधारण से चुना 
जा सकता है। परंतु राजतंत्र के संबंध में ब्राह्मणों ने यह कहा कि राजा कोई साधारण 
: पुरुष न होकर देवता के समान है और ब्राह्मण लोग ही यज्ञ-अनुष्ठानों दृवारा राजा 
को देवी शक्तियों और गुणों से युक्त करते हैं। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो 
गया । ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ गया क्योंकि वे उसके सलाहकार थे और उनके बिना 
राजा न तो शासत्‌ क्र सकता था और न यज्ञ । 

सेवकों और अधिकारियों से-शिसा-हुआ-सजा-बहुत-कड़े-महुल-में बड़ी -शान-शोकत 


2 2: ६ त्या कै 427 
पे हहता था। पुरोहित, “अमात्य या मल 83 (अन्य अधि री परपित में सजा 


52 ब्राचीत भारत 


को सहायता करते थे। वह राज्यकके ख्चें के लिए किसानों हे उपज का एक भाग लेता 
था। इस सारी आय को वह केवल अपने ऊपर ही ख़च नहीं करता हे वरन सेना पर, 
बेतन देने में तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे सड़क, कुओं और नहरों के निर्माण तथा 
ब्राह्मणों और विद्वानों की सहायता आदि में उसको ख़च करता था । 


(ख) जन-जीवन 


करों का महत्त्व 

सभी वस्तुओं के उत्पादक राजा को कर देते थे। कृषक अपनी उपज का एक 
भाग राजा को देते थे जो सामान्यतः उपज का छठा भाग होता था। धातुकार राजा के 
लिए मुफ्त औज़ार बनाते थे । बढ़ई भी बिना पैसे लिए राजा के लिए रथ तेथार करते थे 
ओर बुनकर (जुलाहे) बिना मूल्य लिए कपड़े की एक निश्चित माता राजा को दिया 
करते थे । शुरू में कर वस्तु-रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अर्थात्‌ लोगों द्वारा तैयार किए 
हुए माल के रूप में, और वही वस्तुएँ वेतन के रूप में अधिकारियों में बाँठ दी जातत॑ 
थीं। | ह 

कर बहुत ज़रूरी थे क्‍योंकि उनके बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था । न तो 
वह सेता रख सकता था, न काम करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर सकता था और 
न वह सड़कें ही बनवा सकता था। इसलिए उसने कर बसूल करने के लिए कई कमंचारी 
नियुक्त किए । इनमें से कुछ कमंचारियों का यह काम था कि वे गाँव-गाँव जाकर प्रत्येक 
किसान के खेतों की पैमाइश करें और जितना अन्न किसान पैदा करे उसका हिसाब रखें 
उपज का छठा भाग हिसाब करके निकाल दिया जाता था और वह भाग किसान को 
राजा के लिए देना पड़ता था । जब फ़प्तल तैयार हो जाती, कर वधूल करने वाला (कर- 
समाहर्ता) किसान के पास-जाता और राजा को दिया जाने वाला भाग वसूल कर लेता 
था । इसी ढंग से दूसरे उद्योग-ब्यवसायों से कर इकट्टा किया जाता था । नगरों में भी 
: कर-समाहर्ता कर वस्तु रूप में या नकद संग्रह करते थे । 


मगध राज्य का उत्कर्ष .. 53 


प्राम दी 
अधिकांश लोग अब भी गाँवों में रहते थे और इन लोगों में पहले के युग की अपेक्षा 
कुछ अधिक परिवतंन नहीं हुआ था । जनसंख्या बढ़ने के कारण अब गाँवों की संख्या 
बढ़ती जा रही थी। गाँव एक दूसरे से सड़कों और पगडंडियों से जुड़े थे । नदी के किनारे 
के गाँवों में लोग तावों से आते-जाते थे। प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता था जो ग्राम- 
वासियों और राजा के लिए काम करता था और इसलिए वह राजा और किसानों के बीच 
एक कडी के समान था। राजा के पास भी कुछ गाँव और भूमि होती थी | इस भूमि.को 
जोतने के लिए मज़दूर रखे जाते थे और इस श्रम के लिए उन्हें मजदूरी दी जाती थी । 


नगर 

इस' युग में और पहले के युगों में एक बड़ा अन्तर था और वह था उपनगरों का 
. विकास प्रारंभिक युग में कुछ छोटे उपनगर होते थे । परंतु अब बहुत बड़े उपनगर 
और तगर बन गए थे । उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण थेऔर उनका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों 


अंपा (बिहार में), राजगृह (बिहार में), अयोध्या (उत्तर प्रदेश में) और कौशांबी (उत्तर 
प्रदेश में इलॉहाबाद के समीप) । इनमें से कुछ नगर खोद कर निकाले गए हैं। यह 
पता चला है कि वे लकड़ी और ईंटों के बने हुए थे और इसलिए वे गाँवों की , अपेक्षा 
अधिक स्थायी थे। राजा का महल प्राय: पत्थर और लकड़ी का बना होता था और 
उसकी सुन्दर सजावट होती थी । 
बहुधा -उपनग्र शिल्प-केन्द्रों, व्यापारिक केन्द्रों तथा. राज्यों की राजधानियों के 
आसपास बने। प्रारंभ में वे गाँव जिन्होंने कुछ शिल्पों में विशेष कुशलता प्राप्त कर ली 
ग्री--जसे धातुकर्म, काष्ठशिल्प या बढ़ईगिरी या कपड़ों की बुनाई--शिल्प के केन्द्र बन 
गए । जब पड़ौसी क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर एक साथ बस जाते, कस्बा 
बन जाता था। वे एक स्थान पर काम करना पसंद करते, क्योंकि इससे कच्चे माल के 
संग्रह में और तैयार की हुई चीज़ों के बेचने में अधिक सुविधा होती थी । इस कार्य का 
संगठन दूसरे वर्ग द्वारा किया जाता था जो “व्यापारी' कहलाते थे । 


54 | ॒ ह प्रचौन भारत 


व्यापारी गाँव-गाँव जाकर कातने वालों से सृत और बुनने वालों से सृत्ती कपड़ा 
“इकट्ठा करते और उन्हें उन गाँवों में ले जाकर बेचते, जहाँ उनकी माँग होती थी। 
इस प्रकार यूत कातने वाले और बुनने वाले अपने गाँव के बाहर की चीज़ों को ले जाने 
और बेचने की मुसीबत से बच जाते थे। व्यापारी प्राप्त माल की बिक्री के द्वारा लाभ 
कमाते थे | सूत और कपड़े के संबंध में जो प्रणाली थी वह अनाज तथा दूसरी उपज के 
बारे में भी लागू थी। शीक्र ही देश में व्यापार या माल का लेन-दैन अर्थात्‌ विनिमय 
बढ़ गया । 


व्यापार 


विनिमय और मूल्य की एक नई प्रणाली के आविष्कार ने जिसे 'मुद्रा प्रणाली' 
कहा जाता है, व्यापार को और आसान बना दिया | मुद्रा या सिक्‍कों के प्रयोग से पहले, 
वस्तुओं का परस्पर विनिमय होता था, अर्थात एक गाय के बदले कपड़े की दस गाँठें 
या दो बोरे गेहूँ के बदते तेल के पाँच घडे । विनिमय के माध्यम से बेचना और खरीदना 


सरल न था। परंतु सिक्कों को ले जाना आसान होता है। ज्यों-ज्यों सिक्कों का प्रयोग 
बढ़ा, व्यापारियों की संख्या भी बढ़ती गई । इस युग के सिक्‍के चाँदी या ताँबे के अनगढ़ 
टुकड़े होते थे जिन पर एक ठप्पा लगा होता था। व्यापार छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित 
न था। गंगा की घाटी में पेदा की हुई वस्तुएं पंजाब के उस पार तक्षशिला भेजी जाती 
थींया विध्याचल के पार भुगुकच्छ (भड़ोंच) बंदरगाह को भेजी जाती थीं जहाँ से 
जहाज उन्हें पश्चिमी एशिया या दक्षिण भारत को ले जाते थे । 


समाज 


शिल्पकार और व्यापारी संघों में संगठित थे जिन्हें 'श्रेणी' कहते थे । चकि 
कारीगर मिल-जुल कर साथ-साथ रहते और काम करते थे, वे इतने घुल-मिल गए कि 
एक 'जाति' के समझे जाने लगे । बेटे अपने बाप का धंधा करने लगे, जिससे जाति 
वंशानुगत हो गईं। धीरे-धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के लिए पथक कानून बन गए । ये 
कानून धर्मशास्त्रियों ने लेखबद्ध कर लिए । उनमें से कुछ बहुत कठोर कानून थे। एक 


मगंध राज्य का उत्कषे 55 


जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ न तो खाना खा सकते थे और न अपनी ' 
जाति के बाहर विवाह ही कर सकते थे । 

जातियाँ चार वर्गों में विभाजित थीं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । इन 
चार जातियों के बाहर जो जातियाँ होती थीं वे नीची समझी जाती थीं। 

धमंशास्त्रों के लेखकों ने उच्च वर्गों के जीवन के पथ-प्रदर्शन के लिए नियम 
बनाए । इन नियमों के अनुसार जीवन चार अवस्थाओं या 'आश्रमों' में बँठा था । पहला 
'ब्रह्मचर्य-आश्रम” था और यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए था। दूसरा 'गृहस्थ-आश्रम' 
था जिसमें घर-ग्ृहस्थी बसाई जाती थी। तीसरा 'वानप्रस्थ-आश्रम' था जिसमें ध्यान- 
विन्‍्तन करने के लिए जंगल में रहना होता था। अंतिम 'संनन्‍्यास-आश्रम' कहलाता 
था। संन्यासी का कक्तोव्य साधु बनकर उपदेश देना था। आश्रम-व्यवस्था एक आदर्श 
के रूप में थी परंतु यह मालूम नहीं कि कितने लोग इस पर आचरण करते थे । 


(ग) बौद्ध धर्म और जेन धर्म 


घष्त 


वेदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया था। कुछ लोग उनसे' 
: असंतुष्ट थे । वे सोचते थे कि पूजा. का दिखावा करने की बजाय यह अधिक अच्छा है 
कि मनुष्य सच्चाई, सदाचार ओर त्याग का जीवन व्यतीत करे। उनमें से कुछ संन्यासी 
हो गए और बतों में घृमने लगे, क्योंकि वे एकांत में चिन्तन करना चाहते थे । उनमें से 
कुछ बनों से लौट आएं और अपने विचारों का नगरों और गाँवों में प्रचार करने लगे। 
ऐसे दो व्यगित जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवतेक के रूप में प्रसिद्ध हुए । महावीर ने 
जैन धर्म और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की । महावीर लिच्छवि और गौतम 
शाबय गण-जाति के थे। राजकुमारों की भाँति उनका पालन-पोषण हुआ था और उन्हें 
विलास की सभी मनचाही वस्तुएँ सुलभ थीं। परंतु दोनों जब लोगों को दुखी देखते तो स्वयं 
दुखी हो जाते थे । उन्होंने इस दुःख को दूर करने का उपाय ढूंढ़ने का निश्चय किया । 


जेन धर्म 
महावीर का जन्म ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में वेशाली नगर में हुआ ! उन्होंने 


56 प्राचीन भारतें 


अपना घर छोड़ दिया और बहुत वर्षों तक जीवन संबंधी उन प्रश्नों का हल ढे ढ़ने के लिए | 
भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे । बारह वर्षों के बाद के विश्वास हो गया 
कि उन्होंने प्रश्नों का हल ढूँढ़ लिया है| उन्होंने 23 धामिक महापुरुषों के, जो तीर्थंकर 
कहलाते थे, उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। यह 
धर्म जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वेदिक अनुष्ठानों के करने और 
देवताओं से सहायता माँसवे से कोई लाभ नहीं । इससे अच्छा यह है कि सदाचा रपूर्ण 
जीवन हो और ग़लत काम न किया जाय | उन्होंने अपने अनयायियों से कहा कि आत्मा 


का बंधन कर्मों के फलस्वरूप है। पूर्वजन्म 
के कर्मों का नाश और इस जन्म में उनका 
न होता ही मोक्षदायक है । कर्मों की रोक 
सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक 
आचार के त्तिरत्नों के साधन से हो सकती 
है। उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि 
लोग किसी जीव की हिंसा न करें चाहे 
वह मनुष्य हो या पशु या कीट । इसी को 
“अहिंसा' कहा जाता था | यदि किसी का 
जीवन सदाचा रमय होगा तो उसकी आत्मा 
मुक्त हो जाएगी और उसे इस संसार 
में फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं 


पड़ेगी । यह एक सरल उपदेश था जिस- 


पर कोई भी चल सकता था । इस धर्म का 
उपदेश सर्व साधारण की बोल-चाल की 
भाषा में किया गया था जिसे सब समझ 
लेते थे--संस्कृत में नहीं क्योंकि संस्कृत 
का प्रयोग इस काल में उच्च वर्ग के 
शिक्षित लोग ही करते थे । 





(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 





गौतस बुद्ध 
व (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सोजन्य से )' 


38 गे ह प्राचौन भारत 
बोद्ध धर्म । ह 
महावीर के जन्म के कुछ वर्षो बाद शाक्‍य वंश में बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ के 
नाम से उत्पन्त हुए। वे कपिलवस्तु के निकट लुंबिनी वन में पैदा हुए थे। कपिलवस्तु 
.पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर था। इन्होंने भी घर त्याग दिया और वर्षों 
तक संत्यासी की भाँति घूमते रहे! उसके बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त 
हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। उनका कहना था कि 
संसार में दुःख ही दुःख है और उसका कारण सांसारिक चीज़ों के लिए “तृष्णा' (गहरी 
इच्छा) है। तृष्णा से मनुष्य का छुटकारा अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास दुवारा हो सकता 
है। इस मार्ग! में आठ प्रकार के कर्म और विचार हैं. यह्‌ मार्ग मनुष्य को सदाचार 
की प्रेरणा देने वाला है। यह संतुलित जीवन की प्रेरणा देता है जो किसी भी प्रकार 
की अति से ऊपर होता है। पवित्र जीवन का उद्देश्य मन को पवित्न करता और निर्वाण 
की प्राप्ति है, जिसके उपरांत पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा 
के महत्व पर बल दिया । उन्होंने धामिक बलि के लिए पशुओं की हत्या करना वर्जित, 
ठहराया, पशुओं की अनावश्यक हत्या को- अमानुषिक बतलाया। उस समय पशु-पालन 
का बेती-बाड़ी में बहुत महत्व था। ब्रिना किसी कारण के पशु-बलि करना निरथंक 
समझा जाने लगा पशु-जीवन के प्रति इन विचारों ने खान-पान में शाकाहारिता को 
बढ़ावा दिया । 


गौतम बुदुध भी वैदिक यज्ञ और कर्मकांड के विरोधी थे। वे समाज का जातियों 
में विभाजन नहीं चाहते थे क्योंकि इसके कारण ऊँची जाति वाले नीची जाति बालों, 
शुद्रों' तथा दूसरों के प्रति दुव्यंवहार करते थे। बुद्ध ने विहारों का जीवन आरम्भ 
किया । विहार वे स्थान थे जहाँ भिक्ष रहते थे और अपना जीवन स्वाध्याय, ध्यान और 
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने में बिताते थे । ये विहार पाठशालाओं का भी 
काम करते थे । 

बौदूध और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः दस्तकारों, व्यापारियों, किसानों और 
अछूतों में से थे क्योंकि उनके विचार से इन धर्मों के अभ्यास में कोई कठिनाई नहीं थी। 
दूसरी तरफ़ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कार तथा कमकांड दुवारा अपने धर्म का आचरण कठिन 


भगध राज्य का उत्कर्ष - $9 


बना रखा था। नगरों में विशेष रूप से, बौद्ध और जे धर्म बहुत लोकप्रिय थे । भिक्षु 
जगह-जगह नए विचारों का प्रचार करते फिरते थे और इसी कारण थोड़े समय में ही 
बौद्ध धर्म भारत के अनेक भागों में फैल गया । इसका प्रभाव भारतीय जीवन के हर 
एक पक्ष पर पड़ा । बौद्ध विहार शिक्षा के प्रसिदुध केन्द्र बन गए । धनी व्यापारी बौद्धों 
को दान में धन देते और “चेत्य', 'विहार' और 'स्तूप' बनवाते थे । इनको सुन्दर मूर्तियों 
से सजाते थे । बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे भागों में ले गए--जैसे 
- मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण-पुर्व एशिया । बौदधों और जेनियों ने अहिसा के 


सिद्धांत को फेलाया। बाद में जब सम्राट्‌ अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, 
तब बौद्ध धर्म और अधिक लोकप्रिय हो गया । 


अभ्यास 


0. निम्नांक्तित प्रश्तों का उत्तर दो : 


. 


जी 


शुरू के दो गणराज्पों और कुछ राजतंत्रों के नाम बताओ | राजतत्र और गणराज्य 


में क्या अन्तर है ! 


मबध को कौन-कौन से प्राकृतिक रू।भ प्राप्त थे जिनके कारण वहू सबल और संपन्‍त 
बन सका हैं 


.बिम्विपार और उसके पुत्र ने राज्य का विस्तार और शक्ति बढ़ाने के लिए क्‍या 


किया ? , 

गजतंत्र मे राजा के पद का किस प्रकार विकाग हुआ ? उसका जीवन किस प्रकार 
बं। थी ! | | 

राजा अपना का किस प्रकार करता था ? राजा किस प्रकार राज्य-कार्य में आवश्यक 
ख्च का प्रवेश हारा शत ? 


उन मुख्य झ्लोतों दा तर्णत करो जिनके दुबारा हमें आरंभिक आये एवं 600 ई० यूवे 


जो एन जाए फ द्व है | 


प्राचीन भारत गा 


करों का महत्व बताओ । वे किस प्रकार लगाए और वसूल किए जाते थे ? 

शिल्पी अपने दुबारा निर्मित वस्तुओं को राजा को निशुल्क क्यों दिया करते थे ? 
उपनगर किस प्रकार बने ? उपतगरों के नाम बताओ जो शुरू-शुरू में बन गए थे ।. 
एक शिल्प के. शिल्पी एक साथ रहना क्‍यों पसन्द करते थे ? 

विनिमय प्रणाली के क्या दोष थे ? व्यापार की बुद्धि में मुद्रा के प्रयोग से क्या 


' प्रभाव पड़ा. ? 3 


आश्रमों के नाम बताओ जिनमें मनुष्य का जीवन बँटा था| 
इस युग में जाति-प्रथा की क्‍या विशेषताएँ थीं ? 
लोगों को वैदिक धर्म की क्रिस चीज़ ने असंतुष्ट कर दिया ? 


महावीर का जन्म कब हुआ ? जैन घ्म की क्या शिक्षाएँ थीं ? 


महात्मा बुद्ध किस स्थान पर पैदा हुए ? उनकी क्या शिक्षाएँ थीं ? 

बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में किस चीज़ ने सहायता की ? विहारों तथा प्रचय- 
रकों ने बौदूध धर्म को सुदूर देशों में फैलाने में क्या सहायता की ? उनमें से कुछ 
देशों के नाम बताओ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ | ह 


गा. 'क' और 'ख' स्तंभों में दिए हुए कथनों को ठीक-ठोक एक दूसरे के सामने लिखों : 


3. 
4. 


: स्तंभ (क) स्तंभ (ख) 
: वत्स ह ह . [, उत्तरी भारत का राज्य था। 
अंग - 2. पश्चिमोत्तर भारत में स्थित एक राज्य 
ः धा। 43 
कौशल | 3. मध्य भारत का एक राज्य था। ' 
गधा... 5 4. भारत के पूर्व में एक राज्य था। 


ता. क्‍या त्तीचे दिए हुए कथन । सही हैं ? प्रत्येक के लिए हाँ या “नहीं लिखों : 


[, 
2. 
3. 


राजगृह बिम्बिसार की राजधानी थी |: बम '( ) 
'शाक्य और लिच्छवि शक्तिशाली राज्यतंत्न हो गए। | ( ) 
अजातशत्तु ने अपने पिता का वध कर डाला। - '  ) 


ऐप 


* 5 
कल्न्न्ब 


मगध राज्य का उत्कर्ष 


4. बिस्बिसार कौशल का राजा था । 

5, राजा और ब्राहमण 600 ई० पूर्व के बाद बहुत शक्तिशाली हो गए । 
: 6, किसान अपनी उपज का एक भाग राजा को देते थे । 
7 
8 
9 


« राजा की भूमि जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे । 
8. सभी प्राचीन नगरों को खोदकर निकाला गया है| 

« कर सर्देव नकद दिए जाते थे। 
0, भड़ोंच एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह थी । 
!।. इस काल में मनुष्य अपनी जाति बदल सकते थे । 
72, बुद्ध ने जाति-प्रथा का समर्थत किया। 
3. बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश संस्कृत में दिया । 
4, विहार शिक्षा के भी केन्द्र थे । 
]5. महावीर और बुद्ध ने वेदिक बलियों का समर्थन किया । | 
6. जैन धर्म और बौद्ध धर्म के निम्न कही जाते वाली जातियों से बहुत से अनुयायी 

बने । ' जा (9) 

कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से चुनकर उपयुक्त शब्द या शब्द-समूह को रिक्त स्थेतों में 
भरो : 


3 अ-ज अऑी ७ बट बट पि७णं चिट टी 2पिय जन ७. पननमागा 


], मंगध''''' *०**-* में था भौर अवन्ति''"*'*** '** में था । 
(उज्जयिनी के आसपास के प्रदेश, गंगा की घाटी) 

2. बिम्बिसार ने “*''*** जीता और अजातशत्तु ने!" ***“““जीता। (कौशल, अंग) 
305 22087 में कच्चा लोहा अधिक मात्रा में मिलता था। (मगध, गंधार ) 
40 “25575 5४ ४७६ से मसाले और कीमती पत्थर मगध को भाते थे । 

ह . (पंजाब, दक्षिणी भारत, उज्जयिनी ) 
5, डे ह202:55 8 में चंपा एक बड़ी बन्दरगाह है। | (मगघ, अंग, कौशल ) 
6: कलह मगध की राजधाती थी । (चंपा, राजगृह) 
7, किसान अपना कर “देते थे । ह 


(वस्तु,के रूप में, नकद ) 


692 प्राचीन भारत | 


8. बुदूध एक"! राजकुमार था और महावीर *** राजकुमार था | 
(लिचछवि, शाक्‍्य) 
9, “''7““'*“यज्ञ और कर्म-कांड प्र जोर देते थे जबक्रि''* '"''*और'***-*** अहिता 
. और सादे जीवन पर बल देते थे । (जैत धर्म, वेंदिक धर्म, बौद्ध धर्म) 
0.5 5० का उपदेश जन साधारण की भाषा में दिया जाता था और'*'*****'का 
उपदेश संस्कृत में ।' (वैदिक धर्म, बोदूध धर्म) 
५. रोबक कार्य 


. भारत के मानचित्र में निम्नांकित दूढ़ो । 
(क) गंगा, यमुता और सिंधु लदी । कौशल, मगध, वत्स, भवंति और गंधार राज्य। 
(क्व) शाक्य और लिच्छवि गणराज्य | े 
(ग) राजगृह, चंपा और काशी तगर | 
2, अपने अध्यापक से मगध काल के राजाओं के जीवन के विषय में ओर बातें पूछो । 
3. यदि हो सके तो राजगृहू नगर के भवनावशेष' के चित्र इकट्ठे करो । 
4. अपने माता-पिता से पूछो कि क्‍या वे कर देते हैं ? वे कौन-से कर देते हैं ? वे क 
वस्तु रूप में देते हैं या नकद ? 





अध्याय 5 


मोय साम्राज्य 


(क) मोयं राजा 

पा से चौथी शताब्दी पूर्व मगध पर नंद वंश के राजा राज करते थे और वह उत्तर 

का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था | नंद वंश के शास्तकों ने करों के दृवारा 
अतुल संपत्ति इकट्ठी कर ली थी और उत्तके पास एक विशाल सेना थी । परंतु वे योग्य 
शासक ने थे और प्रजा में लोकप्रिय भी न थे। इसलिए उनको उखाड़ फैकना कठिव ने 
था | चाणक्य नामक ब्राह्मण मंत्री ने, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, मौय वंश के 
एक नवयुवक राजकुमांर चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तेयार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना 
का संगठन किया और उसने नंद वंश के राजा को सिहासन से उतार दिया। जनता ने 
इस नवयुवक मोर्य राजा का स्वागत किया और उसके प्रति पूरी स्वामिभकति दिखाई। 


सिकंदर, 

मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान उत्तर- 
पश्चिम दिशा में पंजाब की ओर लगाया । ईसा से 326 वर्ष पूर्व यूनान के राजा सिकंदर . 
ते पंजाब पर आक्रमण किया था, क्‍योंकि उत्तर के कुछ प्रांत एकेमेनी शासकों के महान 
ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। सिकंदर ने ईरानी सम्राट को हरा कर उसका साम्राज्य 
जीत लिया था। लेकित सिकंदर स्वयं 323 ई० पृ० में इस संसार से चल. बसा । पंजाब 
पर अब सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े हुए यूनानी गवर्नर (क्षत्रप) शासन करते थे। 


चंद्रगुप्त मौय 
चंद्रगुप्त ने शीध हो सारा पंजाब जीत लिया। सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी 


हे 
मगधघ 


किलोमौटर 


»-*- मारत की वर्तमान वह छीमा 





भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण चिभागीय मानचित्र पर आधारित । 
(6) भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार 4980... 
समुद्र में भारत का जलप्रवेश, उपयुवत आधार रंखा से माषे गए बारह 
समुद्री सोल को दूरी तक है । 


. मौय साम्राज्य ् 67 


अपने शासंत के [2वें वर्ष के बाद अशोक ने धामिक आदेश जारी करना शुरू 

किया । उसमें उनके धर्म, शासन तथा जनता के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार से संबंध 
रखने वाले विचारों का संग्रह था । ये आदेश साम्राज्य के सभी प्रांतों को भेज दिए गए 
और वे ऐसे स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवा दिए गए जहाँ लोग इकट्ठे होकर 
. उन्हें पढ़ा करें.। इसे प्रकार उसकी प्रजा को राजा के विन्नारों का ज्ञान हो सका। ये 
'अभिलेख हमें अशोक के आदर्शों का भी ज्ञान करातें हैं । ह 


अशोक का. धर्म 


अशोक बौद्ध था और वह बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहता था। परंतु 
इससे भी अधिक वह ऊँचे आदर्शों में विश्वास करता था जो मनुष्य को शांत ओर 
सदाचारी बना सकें। इसी को वह 'धम्प्र' कहता था (जो संस्कृत शब्द 'धर्म' का प्राकृत॒ 


१६ ६०४ 0५५६४ ४६॥ ॥/७८५६ ८६74 
(44 ॥८4 ४०५२० 0॥ ४०6 ७:४८ 
६४४४/४ 4 ४0०५७ (४०४४ ६७८८३ 
99#/4४ ६2, ९.४((४४ (०४११९ 
(०४४7२ 4 


शम्सिनदेई स्तंभ का अभिलेख - । 
देवताओं के प्रिय, सम्रार्ट प्रियदर्शी दीक्षा लेने के बीप वंर्षों . के बाद स्वयं इस 
स्थान पर, जहां बुद्ध शाक्यमुनि ने जन्म लिया था, आए और इसकी अभ्यर्थना 
की । उनकी प्रेरणा से यह प्रस्तर-प्राचोर और प्रस्तर-स्तंश्न बना |, भगवान . . 
की जन्मभूमि होने के कारण लुंबिनी ग्राम को उन्होंने कर-मुक्त कर दिया है और 
इसका (अन्न को) अंशदान आठवाँ साग निश्चित कर दिया है। 


68 ः प्राचीन भारत 


रूप है) । उसने अपने धम्म की व्याख्या अपने अभिलेखों में की है। अभिलेख बराह्मी 
लिपि में लिखे गए थे, परंतु उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत जन-साधारण के बोलचाल 
की भाषा थी और संस्कृत का प्रयोग शिक्षित वर्ग करता था। चूंकि अशोक अपने विचार 
साधारण जनता तक पहुँचाना चाहता था इसीलिए उसने उसी भाषा का प्रयोग किया 
जिसे लोग समझ सकें । 

अशोक की इच्छा थी कि अलग-अलग धर्म मानने वाले सभी लोग आपस में शांति 
और सहिष्णुता से रहें। अक्सर बौदधों, जंतियों और ब्राह्मणों में झगड़े हुआ करते थे, 
यह बात राजा को रुचिकर न थी। वह चाहता था कि सभी लोग आपस में प्रेम-भाव 
से रहें। छोटे-बड़ों की तथा बच्चे माता-पिता की आज्ञा मानें | दासों और नौकरों के 
साथ उनके मालिक जिस प्रकार का व्यवहार किया करते थे, उसे देखकर अशोक को 
दुःख हुआ । इसलिए वह विशेष आग्रह करता था कि मालिक नौकरों के प्रति दयालु और 
उदार बनें | इससे भी अधिक वह मनुष्यों और पशुओं का वध रोकना चाहता था। उसने 
प्रतिज्ञा की कि वह युद्ध न करेगा। उसने लोगों को धामिक यज्ञों में पशुओं की बलि 
चढ़ाते से मना किया क्‍योंकि इसे वह निर्दंयता समझता था । वह यह भो नहीं चाहता था 
कि लोग मांस खाएँ। उसकी रसोई में दो मोर और एक हिसल प्रत्तिदिन राजा के लिए 
पकाए जाते थे। उसने उसे रोक दिया। उसकी सबसे तीज इच्छा थी कि सब लोग 
शांतिपुवंक रहें और जमीन के लिए तथा धम्म के नाम पर न लड़ें । उसका कहना था कि 
महत्त्वपूर्ण बात आपसी भेद-भाव नहीं, वरन साम्राज्य के भीतर एकता का होना है। 


(ख) प्रशासन, समाज और संस्कृति 
मो्य कला 


अशोक के अभिलेख शिलाओं तथा बलुआ पत्थर के बने हुए लंबे स्तंभों पर खोदे 
गए थे | स्तंभों पर इतनी बढ़िया पालिशू थी कि जब सूर्य की रोशनी उन पर प्रड़ती थी 
तो वे खंभे सुनहले दिखाई पड़ते थे। प्रत्येक खंभे के सिरे पर एक पश की आकति बनी 
होती थी । यह पशु हाथी, बेल या सिंह होता था । सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष (सिरा) 


हु 5 धर 
मौय सा ज्राज्यं ५ 69 


' चार सिंहों का बना हुआ था। जब 947 में भारत स्वतंत्र हो गया तो इस चार-पसिंहों 
के चित्र को भारत के राष्ट्रीय चिह्न के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया गया । 


अशोक का प्रशासन 


अशोक के शासन संबंधी विचार भी उसके अभिलेखों में मिलते हैं। अशोकः का 
विश्वास था कि राजा को प्रजा के साथ वसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा पिता अपने 
बच्चों के साथ करता है । वह अक्सर अपने अभिलेखों में कहता है, 'सभी मनुष्य मेरे 
बच्चे हैं ।/ जिस प्रकार पिता को अपने बच्चों की चिन्ता होती है और वह उनकी देखभाल 
करता है, राजा को भी उसी प्रकार अपनी प्रजा की चिन्ता होनी चाहिए । अशोक प्रजा 
की विविध प्रकार से देखभाल करता था। उसने अच्छी सड़कें बनवाकर नगरों को परस्पर 
जोड़ दिया। इससे यात्रा सुविधाजनक और कम समय में होने लगी । उसने तेज़ धूप से 
रक्षा के लिए सड़कों के किनारे-किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएँ 
खुदवाए और थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएँ बनवाईं। उसने रोगी 
मनुष्यों के इलाज के लिए अस्पत्ताल खुलवाएं | उसने पशुओं के इलाज के लिए भी 
अस्पतालों का प्रबंध किया। उसने ग़रीबों को दान में बहुत-सा धन दिया । 

. अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) नगर से शासन करता था। उसे 
सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ थी और उसके आदेशों का पालन करने के लिए 
अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य चार बड़े प्रांतों में बँटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत पर 
एक प्रांतीय शासक राज्यपाल शासन करता था, जो राजा के अधीन होता था। प्रांत 
जिलों में बँटे हुए जान पढ़ते हैं। प्रत्येक ज़िले में कई गाँव होते थे । ज़िले के 
प्रशासन की देखभाल करने .के लिए कई अधिकारी होते थे। उनमें कुछ ज़िलों का 
दौरा करते थे और सब प्रकार की व्यवस्था को ठीक रखते थे । कुछ अधिकारी जिलों 
से कर वसूल करते थे । कुछ न्यायाधीश होते थे और उनके सामने फ़ंसले के लिए मुकदमे 
लाए जाते थे । अशोक चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फ़ंसलों में. 
और दंड देने में उदार रहें । कुछ अधिकारी करें में प्राप्त धन का हिसाब रखते थे और 
बड़ें अफ़स रों को उनके काम में मदद देते थे । प्रत्येक गाँव के अपने पृथक अधिकारी होते 


40 


प्राद्चेन भारत 


(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


की 

ही < ६ ा ६ | 

की है 

कर 
लक 

दि 

.... आ 

हृ हे ्द् 

हे ६. है. 

हु शी नई 

सं 528 
५ कै 
ड 

24 हु एजाह 

री कई 

पम्प 





थे, जो गाँव के पशुओं और 
आदमियों का लेखा रखते और 
कर वसूल करके उसे बड़े अफ़सरों 
तक पहुंचाते थे । 

प्रशासन-का्य कई विभागों 
में बँटा हुआ था । प्रत्येक 
विभाग का अध्यक्ष पाटलिपुत्न 
में रहता था। इस प्रकार राजा 
को इस बात की स्देव सूचना 


मिलती रहती थी कि उसके 


साम्राज्य में कहाँ, क्या हो रहा 
है । इन अधिकारियों के अलावा 
अशोक ने एक विशेष प्रकार के 
अधिकारियों की नियुक्ति की ' 
जिनको वह धर्म-महामात्र' कहता 
था। ये लोग सारे देश में दोरा 
करते, स्थानीय काम की जाँच- 
पड़ताल करते, लोगों की 
शिकायतें सुनते और सभी को 
समझाते कि धर्मानुसार आचरण 
करें और आपस में मेल-जोल से 
रहें । तगर का प्रशासन एक 
परिषद्‌ और 6 समितियाँ करती . 
थीं जिनके अधीन अलग-अलग 
विभाग होते थे । ह 


सारनाय में अशोक-श्तंभ के ऊपर बना सिहों वाला शियर  पेझ्लेसी देशों से संबंध 


अशोक अपने पड़ोसियों से 


मौय साम्रीरज्य - £१ 


भी मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहता था । उसने आजकल के राजदूतों की भाँति 
कई धर्म प्रचारक दल पश्चिम एशिया के राजाओं के दरबार में भेजे । उसने अपने पुत्र 
महेन्द्र को श्रीलंका भेजा। महेन्द्र ने वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका 
का राजा बौद्ध हो गया ] उसके हृदय में अशोक के लिए बड़ा सम्मान और. प्रेम था । 


फौटिल्य ओर मेगस्थनीज्ञ 


मौय॑ जह बहुत कुछ ज्ञान दो साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होता है । उनमें से 

एक “अथ्थंशास्त्र' है जिसका बहुत कुछ अंश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री कौटिल्य द्वारा 

लिखा गया था । इस ग्रंथ में कौटिल्य ने इस बात की व्याख्या की है कि अच्छे शासन 

का किस्न“पकार संगठन किया जाए । दूसरा स्रोत है मेगस्थनीज़ के द्वारा यूनानी भाषा 

मेंलिंखा हुआ एक वर्णन । मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने 

चंद्रगुप्त के राज्यकाल में भारत में कुछ समय बिताया था । मेगस्थनीज़ का वत्तांत, 
जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा है, उसका. आँखों देखा वर्णन-है-+ 

मेगस्थनीज़ के अनुसार पाटलिपुत्त एक विशाल सुन्दर नगर था जिसके चारों ओर 

बूत दीवारें बती हुई थीं। भवन लकड़ी के बने हुए थे, पर राजा का महल पत्थर का 

० हुआ था। राजा के दरबार और वंभवपूर्ण जीवन से मेगस्थनीज प्रभावित था । 

। जनता की सब तरह की शिकायतें सुनने को सर्देव तैयार था। चंद्रगुप्त के पास 

एक़े बहुत बड़ी सेना थी क्योंकि उसे अनेक युद्ध करने पड़े थे। 'अफ़सरों के दवारा 

इकट्ठे किए हुए करों का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च होता था । 


समाज... ह 
.... मेगस्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। या तो उनकी अपनी 
* भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे । वे गाँवों में सुखपूवंक रहते थे । 
पशुओं को देखभाल करने वाले चरवाहे और गड़रिए भी गाँवों में रहते थे। शिल्पी भी' 
जिनमें कपड़ा बुतने वाले, बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि शामिल थे, नगरों में रहते थे । 
उनमें से कुछ लोग राजा के लिए काम करते थे, जबकि कुछ नागरिकों के उपयोग के 


१2 प्राचौन भारतें 


लिए सामान तैयार करते थे । व्यापार तरक्की पर था और व्यापारी अपना माल देश के 
कोने-कोने में ले जाते थे । 

| मनुष्यों की एक बड़ी संख्या सेना में भर्ती थी । सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता 
था और वे सुख-चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष तथा अत्य अधिकारी नगर तथा 

गाँव दोनों में काम करते थे । ब्राह्मण तथा बौद्ध और जेन भिक्षुओं की संख्या किसानों 
कारीग्रों तथा सनिकों की अपेक्षा बहुत कम थी, परंतु उनका सम्मान हर कोई करता 
था। वे राजा को कोई कर नहीं देते थे । 


मौर्य साम्राज्य का अ्रंत 


मौर्य साम्राज्य सौ वर्ष से कुछ अधिक समय तक रहा और अशोक की मृत्यु के 
बाद वहू छिन-भिन्‍न होने लगा। मौय साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे । एक तो यह 
था. कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह 
संभाल न सके । दूसरा कारण यह था कि साम्राज्य के विभिन्‍न' प्रदेश भारी दूरी के कारण 
एक-दूसरे से अलग-अलग थे ओर इसलिए उनका प्रशासन और उनसे संपक बनाए रखना 
कठिन हो गया था। एक विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के 
. लिए बहुत धन की आवश्यकता थी । शायद बाद वाले मौर्य शासक इन खर्चों के लिए 
करों से इतना धन इकट्ठा न कर सके। धीरे-धीरे मो साम्राज्य के विभिन्‍न प्रांत अलग 
होने लगे और वे स्वतंत्र राज्य बन गए । 
इस फूट का यह फल निकला कि चंद्रगुप्त दृवारा यूनानियों के हराए जाने के सौ 
वर्ष के बाद बेक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के एक भारतोय राजा पर 
“आक्रमण किया। इस राजा को अकेले आक्रमण का सामना करना पड़ा। चुकि किसी 
दूसरे भारतीय राजा ने उसकी सहायता नहीं की, वह यूनानियों दुवारा पराजित हुआ । 


बीस वर्ष बाद 85 ई० पृ० में पुष्यमित्र शु ग ने मौय राजा को हुटा कर मगध में शुंग 
बंश की स्थापना की । 


]. निम्तांकित प्रश्नों के उत्तर दो : 
]. 


मौर्य साम्राज्य ु ८] 


अंभ्यात्त 


नंद राजाओं ने कहाँ और किस समय शासन किया ? अंतिम नंद राजा को किसने 
हराया ? 


« चन्द्रभुप्त ने कित्त राज्यों को जीता ? उसको शक्तिशालो शासक बनने में किसने मदद 


की ? 


- लगभग सारे भारत का सबसे पहला भारतीय शासक कौन था ? 

« कलिंग-युदूध का अशोक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा ? उसने भविष्य में क्‍या करने 
* का निश्चय किया ? ह 

, अशोक ने 'धम्म' के बारे में अपने विचारों को फैलाने के लिए क्या किया ? उसके 


ज्य-आदेशों के अभिलेख प्राकृत में क्‍यों खुदाए गए थे । 


.. चन्द्रगुप्त के राज्यकाल के शात्र के लिए हमारे पास . कौन-से दो प्रमुख साहित्यिक 


स्रोत हैं ? 


. चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के प्रशासन में कौटिल्य का क्‍या हाथ था ? 
. मेंगस्थनीज़ कहाँ से आया ? उसने चन्द्रगुप्त, उसकी राजधानी, उसके दरबार, . उस 


: समय की साधारण जनता और उतके उद्योग धंधों के विषय में क्या लिखा है ? 


व 


. 


« अशोक ने जनेता के जीवन को सुद्धी बनाने के लिए क्‍या किया ? 
0. 


तुम अशोक के प्रशासन के विषय में क्या जातते हो ? उसके शासन में विभिन्‍न 
अधिकारियों के क्या कर्तव्य थे ? 


« हमको अपने राष्ट्रीय प्रतीक के लिए चिह्न कहाँ से मिला ? मौर्य कला का वर्णन 


करो । 

गी., स्तम्न्न 'का ओर स्तम्भ 'ख' में दिए हुए कथनों फो ठोक-ठोक एक-दूसरे के सामने लिखों 
स्तंभ 'क १३० १७ स्तंभ 'ख 
सिकन्दर - चन्द्रगुप्त मौयें दूवारा हटाया गया । 


._. 2, सेल्यूकस निकेदर 2. ने पंजाब पर 326 ई० पूर्व में आक्रमण किया । 


१4 


प्रा, 


॥५. 


प्राचीन भारत 


3. बिन्दुप्तार है 3. ने कर्नाटक तक दक्षिण की जीत लिया । 
4, अशोक , 4. पंजाब के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक शाप्तन करता था। 
5, कौटिल्य .. 5, चन्द्रगुष्त का मंत्री. था । 


6. पहला शासक था जिसते अपने राज्य में लगभग. 
समूचे भारत को सम्मिलित कर लिया | 


'क' और 'ख' स्तंभों में दिए गए कथनों को ठीक-ठोक करके एक-दूसरे के सामने लिखो 


स्तंभ 'क स्तंभ ख' ह 
।, पुष्यमित्न ने श्रीलंका के लोगों को बौद्ध बनने के लिए 
प्रेरित किया । द " 
2 अशोक के पुत् महेन्द्र " 2. ने अर्थशास्त्र लिखा । | 
3. कौटिल्य ा 3, ने शांति-दल की दूर देशों को भेजा । 
4. अशोक 4. शुंग बंश की नींव 85 ई० पूर्व में डाली । 


निम्नांकित घटनाओं को तिथि क्रम से लिखों : 
(अ) !. अशोक ने कलिंग जीत्त लिया। 
2, चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया । 
, सिक्कंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया । 
, अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र को श्रीलंका भेजा | ह 
, पुष्यमित्न ने अंतिम मो्ये शासक को सिंहासन से हटा दिया । 
, अशोक ने अपने राज्य आदेशों के अभिलेख स्तेभों और शिलाओं पर खुदवाए । 
» अशोक बौद्ध हो गया | 
(आ) 85 ई० पूर्व, 326 ई० पु, 26! ई० पूर्व । . 


53 ७४ (४ + (3 


. प्रत्येक कथन के भाद कोध्ठक सें विए हुए शब्द या शब्द-सम्‌हू चुनकर रिक्त स्थानों की पूति 


करो; 
॥$% 72% ने''"'*'को शिक्षा देकर तैयार किया जिसने '**“*“को उखाड़ फेंका ! 
(अंतिम नंद राजा, चन्द्रगुप्त, चाणक्य) 


| 5८ मौय॑ सांग्राज्यं ह 2 


2, जब''''"'संत्यासी हो गया तब'*'**'राजा हुआ | (चद्धगुप्त, बिन्दुसार 
3, अशोक के आदेश'''*''लिपि में खदवाये गए परन्तु जिस भाषा का प्रयोग हुआ, - 
वहु''''''थी । ्््ि '. [प्राक्नत, संस्कृत, बाहमी ) 


: शा. क्या निम्नांकित सही. हैं ! प्रत्येक के लिए हाँ या 'नहीं' लिखो : 


- ], सिकंदर ने 326 ई० पूर्व पंजाब पर आक्रमण किया । ( ]) 
2. चन्द्रगुप्त ने सिकंदर को पराजित किया । ( ) 
3, चाणक्य बन्धगुप्त का प्रधान मंत्री था। ह (६...) 
4, सेल्यूकस निकेटर ने चन्द्रगुप्त को पराजित कर दिया । ( ) 
5. कलिंग विजय के बाद अशोक ने अनेक युद्ध किए । ( ) 
6, अशोक पहुला भारतीय शासक था जिसने लगभग सारे भारत पर शासन किया । 

ह ( 9) 


शा, रोचक कार्य : 
. भारत का मानचित्र बनाओ और उसमें पाटलिपुत्त, पंजाब और कलिंग तथा चन्दरगुप्त 
के शासनकाल में मौय॑ साम्राज्य की सीमा दिखलाओ । 
2. विभिन्‍त भौ्य शासकों की विजयों की एक सूचो बनाओ | 
3. अपनी अभ्या-पुस्तिका के पूरे पृष्ठ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का चित्र बनाओ | 
4, भारत का एक रेखा मानचित्र बनाओ और उसमें दिखाओ : 
(क) मगध की राजधानी 
(ख) सारनाथ 
(ग) अशोक के साम्राज्य को सीमा । 
5, अंशोक-स्तंभों के शीर्षों के रेखाचित्न भर्थात्‌ बैल, सिंह और हाथी के रेखाचित्न अपती 
उत्तर-पुस्तिका में खींचो। | ह 





अध्याय 6 हब 
उत्तर मोर्यकालीन भारत 


न . [(क) दक््खित 


विश पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का देश जो प्राचीन समय में दंक्षिणपथ _ 

कहलाता था आजकल दविखन या दककन कहलाता है । दवकत के दक्षिण में द्वविड़ों 
या तमिलों का देश है। प्राचीव समय से इस भूमि में उन भारतीय जातियों का निवास 
था जो आये नहीं थीं। इन राज्यों और क्षेत्रों को मौर्यों ने अपने राज्य में मिला लिया 
था परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ वे फिर स्वतंत्र हो गए। ये नए राजा प्राय: 
उन वंशों के थे जो मौर्य राजाओं के अधीन रह चुके थे । 


सातवाहन 


इन वंशों में सातवाहन वंश सबसे अधिक विख्यात था, जो आंध्र भी कहलाता 
था। इस वंश के महान शासकों में सातकर्णि नामक एक विजेता भी था जो 'पश्चिम 
का स्वामी! कहलाता था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ | वह संभवत: ई० पू० 
प्रथम शताब्दी में राज करता था.। सातकणि के शासन के कुछ समय बाद, सौराप्ट्र में 
जज करने वाले शकों ने सातबाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक के बाहर 
निकाल कर आंध्र से भगा दिया । परंतु सातवाहनों ने अपनी सेना का फिर से संगठन 
कर शकों पर हमला किया और वे दककन के पश्चिमी भाग को फिर से जीत लेने में 
सफल हुए । यह कार्य गौतमीपुत्न सातक्णि ने किया । | 
,..गौतमीपुत्र ने दक्षिण में सातवाहन राज्य को शक्तिशाली बना दिया। परंतु शकों 
ने सातबाहुनों पर आक्रमण करने के सुअवसर को -कभी हाथ से न जाने दिया और यह 


78 ह प्राचीन भारत 


स्थिति गौतमीपुत्र के लड़के वासिष्ठिपुत्त के समय तक बराबर चलती रही जब तक कि 
वासिष्ठिपुत्र ने शक नरेश की कन्या से विवाह न कर लिया। इसके बाद कुछ समय तक 
शक्कों और सातवाहनों के बीच शांति रही। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंत तक शक 
पहले को अपेक्षा शक्तिहीन हो गए और इससे सातवाहनों को राज्य-विस्तार का मौका 
मित्र गया । उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के 
डेल्टा पर कब्जा कर लिया । परंतु इसके द्वाद सातवाहनों की शक्ति बहुत काल तक 
कायम न रह सकी और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई । 

सातवाहन राज्प उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम करता 
रहा । कुछ जंगल साफ कर दिए गए और गाँव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा 
नदियों की घाटियों में दकक्न के सारे उत्तरी भाग में आने-जाने के लिए सड़कें बंनवा 
दी गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक न रहा। नांफ़िक क्षेत्र में और 
ग़ोदावरी के डेल्टा में व्यापार-बुद्धि के कारण नगर बस गए । ईरान, इराक़ और अरब 
देश से कल कक कप ।ले_ जहाज पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भड़ोंच के बन्दरगाह का प्रयोग 
करते थे। गंगा के डेल्टा से दक्षिण भारत को जाने वाले सामुद्विक भाग के किनारे- 
किनारे गोदावरी_ डेल्टा की बंद्रस्याहें-स्थित-थीं। इनसे बर्मा और मलाया को जहाज 
जाया करते थे । 

सातवाहन राज्य सुखी और सम्ृदूध था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य 
प्रांतों में बंदी था जिन पर संनिक ओर असुनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक 
गाँव का मुखिया राजस्व या कर वसूल किया करता था । 


बौद्ध स्मारक 


नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल थे और उनके 

पास अन्य कार्यों में ख़चें करने के लिए धन था। उनमें से अधिकांश बौद्ध या जन थे । 
इस कारण वे बोद्ध विहारों को धन दान देते थे। यह धन 'चेत्य” और 'स्तूपों' को सजाने 
में लगाया जाता था। 'स्तूप' भर्ध गोल्राकार टीले होते थे जिनमें बुद्ध के या बौद्ध' 
भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे । इस कारण बौद्ध 'स्तूपों' को पवित्र मानते थे। सांज़ी 


79 


कुषाण और 
सातवाहन साम्राज्य 


हो 
नाप्िक 


हि कक 
4 ४२७८ कसा 


० वेदत्ता 
4 


>-*- - भारत की वर्तमान ब्राहय घीमा 





भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण घिभागीय मानचित्र पर आधारित) 
(22 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार ।(980 ॥ 
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त-आधार रेखा से भापे गए बारह 
... समुद्री मील को बूरी तक है।' 


80 . । प्राचौन भारत 


के 'स्तूप' (भोपाल के निकट) की चार दीवारी और उसके द्वारों का निर्माण दान के 
: घन से हुआ था । आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप भी व्यापारियों और राजाओं दवारा 
दिए हुए धन से बना था । स्तूपों के निकट विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। बहुत से 
बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बने थे, ज॑से तक्षशिला. (पेशावर के निकट) और 


रे 





साँचो का स्तूप 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


सारनाथ (वाराणसी के-निकट) के विहार। यहाँ से बौदध -भिक्ष.. प्रति दिनःप्रातःकाल 
भिक्षा माँगने के लिए नगरों में आसानी से जा सकते थे । कुछ ब्रौदध भिक्ष, विहारों में 


रहते थे। ये विहार बंड़ी गुफाएँ होती थीं-जो पहाड़ों को काट कर बना ली जातो थीं।. 


उत्तर मौर्यकालौन भारत॑ ... हा 


थे मू्तिकला से सुसज्जित भी होती थीं जैसे कालें और केदसा की गुफाएँ (पूना के निकट 
पश्चिमी घाट में) । इस समव की धाभिक कला मुख्यतः घौद्ध थी परंतु कहीं-कहीं जैन 
मूर्तिकला के भी दरशंन होते हैं । ह 


धमें ह 
बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। विहारों में शास्त्रार्थ और बाद-विवाद होते थे 
और लोगों को बोद्ध धर्म की शिक्षा दैने के लिए भिक्ष बाहर भेजे जाते थे । अश्वघोष 
और नागाजु न ने अपने ग्रत्थों दृवारा बींदूध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया । . जो . 
लोग पुराने बेदिक देवताओं में विश्वास करते थे, उनके विचार अब बदल रहे थे । अब 
नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और बेष्णव व शैव संप्रदांयों को समर्थन मिल रहा 
था। यश कैम होने लगे और इसके बदले लोग यही सोचने लगे .कि अनेक विधि-विधान 
और अनुष्ठानों के बिना भी ईश्वर की प्रार्थना शांतिपुर्वके की जा सकती है। यह ऐसा 


काल था जब धर्रमक-अनुष्ठानों-की-अपेक्षा' ईश्वर की. भक्ति को अधिक महत्त्व दिया 
जाने लगा। * ह 


(ख) दक्षिण भारत 

चोल, पांडय और चेरें । ब 

दकक्‍्कन के पठार और सातवाहन राज्य के दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ । 
ये थे चोल (जिसका केन्द्र मद्रास के दक्षिण में तंजोर क्षेत्र में था), पांदय (मदुरइ में 
जिसका केन्द्र था) और केरल या चेरें (मालाबार-तट के किनारे आधुनिक केरल का एक 
भाग) । तंजौर प्रदेश को तमिलनाडु या तमिलों का देश कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर 
तमिल भाषा बोली जाती थी। इन तीन दक्षिण भारतोय राज्यों, विशेषकर चोल' और 
पांडय के संबंध में हमारा ज्ञान उस साहित्य पर आधारित है, जिसे संगम साहित्य 
कहते हैं । 
संगम धाहिए्य 

ऐसा कहा जाता है कि अनेक शतार्दियों पूर्व मदुरइ नगर में तोन सभाएँ हुई । 


82 . . प्राचीन भारत 


उक्षिणं के सभी कवि, चारण,भाट तथा घूमने फ़िरने वाले गवेए इकट्ठे हुए और उन्होंने 
कविताएँ रची । लोगों का विश्वास है कि.पहली सभा में देवता भी शामिल-हुए थे। . 
परंतु इस सभा में रचित कविताएँ अंब नहीं मिलती हैं। दूसरी सभा में दो हज़ार कवि- 
ताओं का आठ ग्रंथों में संग्रह किया गया । इन कविताओं को हम आज भी पढ़ सकते हैं 
और इनसे ही 'संगम” साहित्य बना है।। ये कविताएँ वेद-मंत्रों से मिलती-जुलती हैं 
परंतु ये सभी धामिक रचनाएँ नहीं हैं ।. ये तमिल में लिखी हुई हैं। कवि लोग जगह: 
जगह धूम कर जातियों के प्रधानों को प्रसन्‍त करने के लिए रचना करते थे । इन कवि- 
ताओं में जन साधारण तथा प्रधानों के जीवन का वर्णन है)... ह 
चोल, पांडय और चेरें अक्सर एक दूसरें से लड़ते रहते थे। कई कविताओं में .. 
' इन युदूधों की चर्चा है। स्थलन्युदूध से संतुष्ट न होकर चोलों ने एक जहाज़ी बेड़ा . 
तैयार किया और उसकी मदद से श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ वर्षों तक वे उत्तरी 
श्रीलंका पर कब्जा किए रहे, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया । 
अपने भारत के वर्णन में मेगस्थनीज़ लिखता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री 
शांसक ने की, जिसके पास एक बड़ी सेना थी । ह 
केरल के राजाओं में नेडनजेराल अडन को महान वीर समझा जाता था। वह 
अनेक राज्यों का विजेता था । उसने मालाबार-तट के समीप एक रोसन जहाज़ी बेड़े को 
'जीत लिया था । 


रोमन व्यापार 


रोमन जहाज व्यापार की तलांश में मालाबार-तठ तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट 
पर आया करते थे। इस संमय रोम-साम्राज्य का.अधिकार भूमष्यसागर के सभी देशों 
पर था और रोम के बाज़ारों में भारत की बनी भोग-विलास की सामग्री की बड़ी माँग 
थी। मसाले, कपड़े, कीमती मणि, माणिक जैसी वस्तुएँ, मोर जैसे पक्षी और बंदर जैसे 
पशु आदि रोम-निवासी भारत से मँगवाते थे । रोमन जहाज़ लाल सागर से अरब सागर 
पार करते हुए मालाबार-तट पर आते थे या सुदूर पूर्व समुद्र तट पर मत्तार जल संधि 
तक पहुँचते थे। ब्रे जो सामान चाहते थे उससे जहाज्ञ भर लेते थे और सोने से उसका 


उत्तर मौर्यकालीन भारत 83 


मूल्य चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने ते दक्षिण भारत के राज्यों को 
बहुत धनवान बना दिया था । 

रोम के वागरिक भी दक्षिण भारत के तटों पर स्थित नगरों में रहते थे । यहाँ वे 
सामान इकट्ठा करते और उसे जहाज़ों दवारा रोम ले जाने का प्रबंध करते थे । इन 
तगरों में से एक नगर अरिकमेडू (जो पांडिचेरी के निकट है) खोद निकाला गया है। 
रोम के बने हुए अनेक पदार्थ यहाँ मिले हैं। इन बंदरगाहों से दक्षिण-पूर्व एशिया को 
भी जहाज जाते थे और कुछ भारतीय व्यापारी चीन से भी व्यापार करते थे । जहाज 
दूवारा यात्रा करने में कठिनाइयों के होते हुए भी ऐसे साहसी लोगों की कमी न थी जो 
इस प्रकार के ख़तरे का सामना करने को तैयार थे। भारत के भीतर दक्षिण भारत का 
माल उत्तर भारत को भेजा जाता था। दक्षिण से रत्न, हीरे जैसे कीमती पत्थरों को 
बाहर भेजा जाता था। इससे दक्षिण के राज्यों को बहुत धन की प्राप्ति हो रही थी । 


जन-जीवन झ 

दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे | पहाड़ी इलाकों में जहाँ खेत 
जोतना कठिन था, पशु पाले जाते थे। अनेक व्यापारी और शिल्पकार नगरों में रहते 
थे। नगर प्रायः समुद्र तट पर थे जहाँ से व्यापार सुगम था । राज्य पर राजा का शासन 
था । उसकी सहायता और परामर्श के लिए ब्राह्मण मंत्री होते थे। एक साधारण सभा 
होती थी जिसमें सभी प्रमुख भाग लेते थे । इसमें तरह-तरह के मामलों पर विचार 
होता था, जैसे युद्ध किया जाए या नहीं अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति 
को दंड दिया जाए या नहीं, आदि। राजा कृषकों, गो-पालकों, शिल्पकारों तथा व्यापा- 
रियों से कर वसूलता था। व्यापारियों से उस समय कर लिया जाता था जब वे माल 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे । 

नगरों अथवा गाँवों में सभी जगह जीवन सादा था। दैनिक कार्य के बाद जुए 
तथा दूसरे खेलों दृवारा मन-बहलाव किया जाता था। संगीत, नृत्य और कविता-पाठ 
लोकप्रिय थे। तरह-तरह के बादूयों का प्रयोग होता था, जैसे, बाँसुरी, मुरली, तार 
वालें वादय तथा मृदंग | दिन और रात के विभिन्‍न समयों के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
विज्वेष संगीत की प्रथा थी । ा 


84 प्राचीन भारत 


धर्म ह 

उत्तर के धार्मिक विचार, ज॑से वैदिक देवताओं की पूजा तथा बौद्ध और जैने 
धर्म कै सिद्धांत दक्षिण के निवासियों को ज्ञात थे । कुछ इन धर्मों को मानते थे, परंतु 
अधिकांश लोग अब भी पुराने देवी-देवताओं की पूजा करते थे और अपना ही धामिक 
कार्य करते थे । मुरुगन, जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिदृध है, तंमिल. 
लोगों क। सबसे अधिक प्रिय देवता था। लोगों का विश्वास था कि वह पव॑त पर 
रहता है। वह युद्ध और शक्ति का देवता था। उसे मंत्रोच्चारंण के साथ-साथ बलि दी 
जाती थी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले श्रवीरों के प्रति लोगों के मन में 
अपार श्रद्धा थी और उनकी पूजा होती थी। समुद्र तट के निवासी समुद्र देवता की 
प्राथता करते थे । 

छठी शताब्दी में विशाल पललव साम्राज्य को स्थापना होने तक तमिल 
शताब्दियों तक इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहे । 


ईसाई धर्म 


ईसा की प्रथम शताब्दी में पश्चिम एशिया में जन्मा एक नवीन धर्म भारत 
पहुँचा । यह ईसाई धर्म था और ईसा मसीह ने इसका प्रचार किया था। यह प्राचीन 
यहूदी धर्म पर आधारित था जिसमें केवल एक ईश्वर की पूजा का निदेश था | ईसा 
केवल ईश्वर के मसीह (संदेशवाहक) ही नहीं माने जाते थे, वस्तुतः उन्हें ईश्वर का पुत्त 
समझा जाता था। ईसा उस ग्रेम पर ज़ोर देते थे जो भगवान के हृदय में अपने बनाए. 
हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे पविद्न जीवन व्यत्तीत करें । जब वे 
मरेंगे, उनकी आत्माएँ स्वर्ग को जाएँगी और वहाँ ईश्वर से उनका फिर मिलन होगा । 
ईसाई धर्म अनेक रूपों में समस्त यूरोप में फेल गया और वहाँ का एक प्रमुख धर्म बन 
गया। भारत में ईसाई धर्म पहले मालाबार-तट के लोगों में तथा आधुनिक मद्रास के 
निकटवर्ती क्षेत्रों में फंला । 


प्रारंभिक ईप्ताई लेखकों ने नग्रा_संवत्सर चलाने के लिए ईसा की जन्मतिथि का 


22/2ल्‍5%+२७०० ०६ 0 जल 3. आपके 


प्रयोग किया। जो घटनाएँ ईसा के जन्म के पहले हुई थीं उनकी तारीख ईसा पृ की 


उत्तर मौर्यकालीन भारत 85 


रखी गई और जो घटनाएँ उनके जन्म के बाद हुईं वे ईस्वी में गिनी गई । घटनाओं का 
समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में काम में लाई जाती है। 


(ग). उत्तर भारत 


इसी बीच 200 ई० पूृ० और 00 ईस्बी के मध्य कुछ विदेशी बहुत बड़ी संख्या 
में सुदूर उत्तर में आए । वे भारत में बस गए और उन्होंने दूसरे ही प्रकार की जीवन 
पद्धति द्वारा भारतीय संस्कृति में योगदान दिया। ये थे (बेब्ट्रिया के) यूनानी, पार्थियन, 
शक और कुषाण । यूनानियों को छोड़कर बाकी सब लोग मध्य एशिया से आए थे । अनेक 
अवसरों में यह पहला अवसर था जब मध्य एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति को ._ 
केवल प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि वे भारतीय जनसंख्या के अंग बन गए। 


इंडो-ग्रीक 

सिकंदर के यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफ़ग्रानिस्तान में अपने राज्य स्थापित 
किए। इन राजाओं के वंशजों ने अब अपनी दृष्टि उत्तरी भारत की ओर फेरी | उत्तरी 
भारत धती था और ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता 
था । मौय॑ साम्राज्य के भंग हो जाने ह 
के बाद यूनानी शासकों के लिए पंजाब 
के कुछ भाग और काबुल की घाटी 
जीत लेना कठिन न था| यह गंधार 
प्रांत था जिसमें “इंडो-प्रीक' नाम- 
धारी राजा शासन करते थे । उन्होंने 
अनेक प्रकार की मुद्राएँ (सिक्के) 
चलाईं जितकी सहायता से उस युग 
के इतिहास को जोड़ना संभव है। इंडो-प्रीक सिक्के 
इन राजाओं में से कुछ बौद्ध हो गए (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के त्तौजन्य से ) 





86 प्राचीन भारत 


जैसे राजा मिलिन्द (मिनांडर) | कुछ विष्णु की पूजा करते थे । इसलिए उनकी संस्कृति 
वस्तुत: भारतीय और यूनानी संस्क्ृतियों का मिश्नण थी । 


शंक 

शक पश्चिमी भारत में आए और उन्होंने सिन्ध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। 
अंत में वे काठियावाड़ और मालवा में बस गए। उत्तका सातवाहनों से प्रायः युद्ध 
चलता रहा'। उसके सुप्रसिद्ध राजाओं में से रुद्रदामन ताम के एक राजा ने सातवाहन 
शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फेलने से रोका । इच्छा होने पर भी शक स्वयं उत्तर की 
और न बढ़ सके, क्योंकि कुषाणों ने उनको रोक रखा था। 


कुषाण 


कुषाण, जिनका मूल निवास-स्थान चीनी तुकिस्तात में था, ईसा की पहली 
शर्ती में अफ़ग़ानिस्तान पहुँचे और वहाँ से इंडो-प्रीक लोगों को हटाकर स्वयं तक्षशिला 
और पेशावर में ज़म गए। इसके बाद उन्होंने सारे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर 


अर कक पककक 7 .- मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी 
ै के ५ । भाग का सुप्रसिदूध केन्द्र था। राज्य 

5 प्रांतों में विभक्‍त था जिस पर गवर्नर 
राज करते थे जो क्षत्रप कहलाते 
थे । कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर' 
| भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ 
| । बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। 
कुषाण सिक्के. . - उसके नेतृत्व में सेनाएँ मध्य एशिया 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) तक पहुँचीं । वह बड़ा पराक्रमी राजा 

था। मध्य एशिया में हण साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई । 
मथुरा में कनिष्क की एक बिना सिर की मूर्ति है जिससे वह गठे हुए बदन का 

व्यक्ति प्रतीत होता है। वह बौद्ध-धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण 








सारनाथ का घ्तेख स्तृष 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से ) 


प्राचौन भारत 


के लिए धन दिया । धार्मिक वाद-विवादों में भी उसकी रुचि थी.जिनका उन दिलों बढ़ा 
प्रचलत था। उसके ही राज्यकाल में चौथा बौद्ध महासंगति का अधिवेशन हुआ था। 
पहले की भाँति इसमें भी बुद्ध की#क्लिक्षाओं के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। 


विचार-विनिमय 


इस विचार-विनिमय का यह फल निकला कि धर्म, कला और विज्ञान के बारे में 
कई नवीन विचार भारतीय जीवन के विविध पक्षों में समा गए और इससे अनेक परि- 
वर्तन हुए ॥ भारत, ईरान और पश्चिम एशिया के निकट संपर्क में आ गया। व्यापार में 
उन्नति हुई और भारतीय वस्तुएँ भूमध्यसागर के नगरों और बंदरगाहों में पहुँचने लगीं। 
भारत और सिकंदरिया के बीच लंबी दूरी के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह से (जो 
मिस्र में नील नदी के मुहाने पर है) भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई | इस' व्यापार के 
कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जथिनी नगर और अधिक प्रसिद्ध हो गए । 


3. 


कला 


पश्चिम एशिया से संपक के फलस्वरूप यूनानी मृतिकला उत्तर भारत के नगरों 
तक पहुँची । इसमें यूनानी और रोमन देवताओं तथा भूमध्यसागर के लोगों की मूर्तियां 
थीं। गंधार में काम करने वाले भारतीय कलाकार मूर्तिकला की इस नवीन शली में 
रुचि रखने लगे और इसका उन्‌ पर प्रभाव भी पड़ा । उनकी बनाई हुई बुदुध की मृ्तियाँ 
तथा बुद्ध के जीवन के अन्य दृश्य यूनानी शेली से मिलते-जुलते थे। कला का' यह रूप 
गांधार कला के-नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कला पंजाब और कश्मीर के क्षेत्रों में हो 
लोकप्रिय नहीं हुई वरन आधुनिक अफ़ग्नानिस्तान में भी इसका प्रचार हुआ, क्‍योंकि 
गांधार कला के अधिकांश अवद्येष .वहीं प्राप्त हुए हैं। मथुरा में कुछ और भारतीय 
मूर्तिकार थे जिन्होंने कला की एक नई झेली को जन्म दिया जिसमें यूनानी कला की _ 
नकल नहीं थी, यद्यपि मूर्तियाँ बौद्ध ही थीं। कला की इस शेली को मथुरा शैली की 
कला कहते हैं । 


उत्तर मौयकालौन भांरत॑ 89 


धर्म 

. ” ये भू्तियाँ केवल बुदुध की ही नहीं, वरन बोधिसत्त्व कहलाने वाले उन अन्य 
भहात्माओं की भी थीं जिनका बौद्ध आदर करते थे। बोधिसेत्त्व वे महापुरुष थे जो 
पृथ्वी पर बुदूध से पहले अवतीर्ण हुए थे। बोधिसत्त्वों के विषय में 'जातक' कथाओं में 
अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। इस समय तक बौद्य धमं में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। 
जिस रूप में गौतम ने बौद्ध धर्म को प्रस्तुत किया था अब उसका वहूं साधारण रूप 
नहीं रह गया था । अब उसके दो संप्रदाय हो गए थे। महायान और हीनयान। महायान 
संप्रदाय में अनेक अनुष्ठान और कर्मकांड होते थे और उसमें साधु-संतों की पूजा का 
विधान था । इसके भिक्ष शक्तिशाली होते थे । पर भारत के अन्य भागों में अब भी ऐसे' 
लोग थे जो बौद्ध धर्म को इस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे | वे हीत- 
यान बौद्ध कहलाते थे । महायान बौद्धों ने चीन को धर्म प्रचारक भेजे जो भारतीय 
व्यापारियों के साथ उस देश में पहुँचे । शीघ्र ही बौद्ध धर्म समस्त मध्य एशिया और 
चीन में फेल गया.। 

पश्चिम एशिया के साथ भारतीय संपर्क का एक और महत्त्वपूर्ण परिणाम 

निकला। भारतीय ज्योतिषियों ने (जो नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं) यूनानी ज्ञान का 
तुलनात्मक अध्ययन किया । जिसके फलस्वरूप भारत में नक्षत्रों के अध्ययन में प्रगति 
हुई । वेज्ञानिक अध्ययन में भी इससे सहायता मिलो, हालाँकि आगे चलकर भविष्य 
बतलाने के लिए इस ज्ञान का दुरुपयोग किया गया । चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी बढ़ा 
जिसका प्रमाण सुश्ुत और च्रक के ग्रंथ हैं। शल्य-चिकित्सा (चीर-फाड़) के क्षेत्र में 
काफ़ी प्रगति हुई॥ भारत उस उन्नति की तैयारी में संलग्न था जो उसे आगामी कुछ 
शताब्दियों के गुप्त काल में करनी थीं । 


अस्यास 


[. निम्नांकित प्रइनों के उत्तर दो : | 
!, सातकणि कौत था ? उसकी कुछ किल्षयों का उल्लेख करो | 


90), 


5 


किया 


कि 


प्राचीन भारत 


कट सातवाहनों और शकों की लड़ाई का वर्णन करो । 


. सातवाहन राजाओं ने व्यापार को बढ़ाने भर अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए 

क्या किया ? उन देशों के नाम बताओ जिनसे व्यापार होता था । 

स्तूपों और विहारों का क्या महत्व था ? सातवाहनों के राज्य-काल भें विद्यमान कुछ 

विहारों के नाम बताओ । इस युग की कला का भी वर्णन करो । 

उन राज्यों के नाम बताओ जो सातवाहन राज्य के दक्षिण में विकसित हुए । उनके 

पारस्परिक संबंध किस प्रकार के थे ? ह 

, चोल राजाओं के शासन के अंतर्गत तमिलनाडु के लोगों के उद्यम, मनोविनोद तथा 

धर्म का बर्णन करो। 

संगम साहित्य से क्या अभिप्राय है ? यह वेदों से किस प्रकार भिन्‍न है ? 

, रोम के व्यापार का वर्णन करो और यह भी बताओं। कि दक्षिण के भारतीय राज्यों के 
लिए इसका क्या महत्व था ? 

- वह कौन सा तया धर्म था जिसने इस समय भारत में प्रवेश किया ? 


हा] 


री 


प्ग 


प्0 


[0. इंडो-ग्रीक राजा कौन थे ? बे कहाँ राज करते थे ? 
]]. कनिष्क ने अपने राज्य को किस प्रकार बढ़ाया और सुदृढ़ किया ? बौद्ध धर्म के प्रति 


उसका कंसा रुख था ? 


2, कला की मथुरा शैली और गांधार हॉली से क्‍या अभिप्राय है ? इन दोनों के बीच 


किन बातों में समातता और किन बातों में अंतर है ? 


)3. बौद्ध धर्म के महाय्रान और होनयान संप्रदाय में क्या अंतर है ? बौद्ध धर्म-मध्य 


एशिया और चीन कंसे पहुँचा ? 


4, यूनानियों तथा अन्य ल्लोगों के संपर्क के कारण भारतीय संस्कृति और व्यापार पर क्या 


प्रभाव पड़ा ? 


. क्‍या नोचे दिए हुए कथन सही हैं ? प्रत्येक के लिए 'हाँ' या 'नहीं' लिखो : 


]. संगम साहित्य वैदिक साहित्य का एक भाग है। ु ( 
2, स्तूपों में वैदिक देवताओं की पूजा की जाती थी। (  ) 
3. चोल राज्य के संबंध में हमारा ज्ञान मुख्यतः वेदिक साहित्य पर आश्रित है। ( 9 


८ ०० +3 ०५४ एप» ७ 


40, 


, रोम के जहाज़ लाल सागर होकर मालाबार-त्तट पर आया करते थे । 


. इस युग के तमिल लोग केवल बेंदिक देवताओं की पूजा करते थे । 

. विष्णु और शिव की पूजा इस युग में लोकप्रिय हो गई । 

. इंडो-प्रीक राजा मिलिन्द (मिनांडर) एक बौद्ध था । 

. महायान बौद्ध धर्म एक सीधा-साधा धर्म था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। 


उत्तर मौर्यकालीस भारत 9] 


अरिकमेड्‌ आधुनिक पांडिवेरी के निकट एक प्र[चीन बंदरगाह था । 


५ 


मी टी अं आओ अं आओ» 
न 
अिजनननरी.. व मननरी..3 ऑन ऑन. अमन... पतन, 


विदेशियों से, विशेषकर, यूनानियों से संपके के कारण भारतीय संस्कृति कई प्रकार से 
समृद्ध हो गई । ( ) 


पा, प्रत्येक कथन के कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से ठीक शब्द या शब्द-समुह चुंनकर रिवत 
स्थानों को भरो : 


], 


2 


शक में और सातवाहन' में राज करते थ ।. (दबकन, सौराष्ट्र 


ः 


, ईसा को दूसरी शी में"***"” '* दुर्बल हो गए और ' राजाओं ने राज्य-विस्तार 


किया । (सातवाहस, शक) 


, सक्षशिला और सारनाथ में बड़े " **' *" थ, जबकि साँची और अमरावती में प्रसिद्ध 


«5४ 2३० री (स्तुप, बिहार) 


« चोल''' '***** के प्रदेश में राज्य करते थे, पांडय'** “** '' ' के ; प्रदेश में और चेर प्रदेश 


के तट पर था । (महुरइ, तंजौर, गालाबार) 


कार चर राजा था जिसते मालावार-तट के पास रोम के जहाजी बे को पकड़ 


लिया ।' ''**' बन्दरगाहू था जिरासे रोम के साथ व्यापार चलता था और जो 
आधुनिक '****** के निकट स्थित हैं। (अरिकमेडु, पांडिचेरी, नेडनजेराल अडत ) 


02522 एक इंडो-ग्रीक राजा था, जबकि" '***** एक कुशाण राजा था । 


(मिनांडर, कनिष्क) 


- गांधार कला यूनानी शैली से प्रभावित'*'****- और मथुरा की कला यूनानी शैली से 


प्रभावित'******- । (थी, नहीं थी ) 


- जातक कथाएँ'****'*** के जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं । 


(बोधिसत्वों, जैन शिक्षकों, बेदिक ऋषियों ) 


92 


__ ध्राचीन भारत॑ 


एए. रोचक कार्य 


. एशिया के मानचित्र में ढ ढ़ो : 
ईरान, इराक, अरब, बर्मा, मलाया। 
2. भारत के रेखा मानचित्र में दिखाओ : 
(क) नासिक, सोराष्ट्र, कॉलिग और काठियाबाड़। . . 
(ख) मोदावरी, कृष्णा, गंगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर !. 
(ग) भड़ौंच, साँची, अमरावती, तक्षशिला और सारनाथ । ह 
3. दक्षिण भारत के रेखा मपनचित्न पर दिखाओ : 
(अ) चोल, पांड्य और चेर राज्य । 
(आ) मालाबार-तट, अरिकम्रेडु, तंजौर और सदुरइ । 


* 4, यूरेशिया (यूरोप और एशिया) के मानचित्र में देखो : 


ईरान, अरब, लाल सागर, अफ़ंग्रानिस्तान, चीन, काबुल, भूमध्यसागर, सिकदरिया। 


5६. भारत के मानचित्र पर दिखाओ 
गंगा की घादी, काबुल की घाटी, पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, उज्जयिनी, गांधार | 


अध्याय 7 


'युप्त काल 


(क) गुप्त शासक 
अनिल 


यों के पश्चात विदेशी जातियाँ, जैसे, यवत (यूनान और रोम के निवासियों का 
भारतीय नाम), कषाण और शक, भारत में आईं । वे लोग भारत में बस गए और ; - 
उन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति को अपना लिया, यहाँ तक कि थोड़े दिनों के बाद वे ' 
| विदेशी न रह गए। चौथी शताब्दी में मगध देश में एक नए भारतीय वंश का उदय हुआ 
जिसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की । 
यह गृप्त वंश था जिसका राज्य दो सौ वर्ष से अधिक समय तक कायम रहा । इस य्रुग 
में भारतीय संस्कृति को कुछ महान उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं जिनके कारण कभी-कभी इसे 
'छर्ण-युग' भी कहा जाता है । गृप्त सम्राट, केक्ल इस उप-महाद्‌वीप के बहुत बड़े भाग 
पर शासन करने वाले शक्तिशाली नरेश हो न थे, बल्कि वे विदया के संरक्षक भी थे। 
उन्होंने कवियों, लेखकों, वज्ञानिकों तथा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जिन्होंने भारतीय 
संस्कृति में योग दिया । 
इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवि राजकुमारी ' 
से विवाह किया । लिच्छवि गण-जाति की अभी भो उत्तर-पृर्व भारत में प्रतिष्ठा थी। 
वह लगभग 320 ई० में गददी पर बठा । उसने साकेत (अयोध्या का प्रदेश), प्रयाग , 
(इलाहाबाद) और मगध पर राज किया । एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्ति- 
शाली राज्य हो गया और उसे चंद्रग॒प्त प्रथम के पुत्र समुद्र गप्त ने और अधिक शक्तिशाली 
बना दिया । 


८ (४ रे (008 
गा ५ (शा हे! 


5 के ७0 ) १ 
हर 02258; 





गुप्त काल ह 95 


समुद्रगुप्त 


.... समुद्रगुप्त के विषय में हमारा बहुत कुछ ज्ञान इलाहाबाद के स्तंभ पर खुदे हुए 
एक लेख पर आधारित है। इस लेख में समुद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन है । लेख 
समुद्रगुप्त के दरबार के एक कवि की रचना है। । 

समुद्रगुप्त को उसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी चुना | जब वह राजा बना, 
उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान क्रिया और भारत के विभिन्‍न भागों में जाकर अनेक 
स्थानों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के चार राजाओं को पराजित किया 
और आजकल के दिल्‍ली प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया । 
उसने दककन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र और 
तमिलनाडु के राजाओं से । उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर तथा दक्‍कन की जंगली 
जन-जातियों पर भी हमला किया | उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर 
भारत के राजाओं से, राजस्थान के 0 ! 
तो गण-राज्यों से, कृषाण राजाओं 
से, शकों से, श्रीलंका के राजा से 
तथा शायद दक्षिण-पूर्वी एशियां के 
सुदूर टापुओं के शासकों से कर 
वसूल किया | 

परंतु मौ्य राजाओं की तुलना 
में गुप्त! राजाओं का प्रत्यक्ष शासन 
छोटे क्षेत्र पर था। जो राज्य कर 

ते थे वे गप्त शांसन के प्रत्यक्ष रूप से श्रधीन न थे। दक्षिण के. राजा शीघ्र ही गुप्त 

साम्राज्य से अलग हो गए। पश्चिम में शकों ने नया ख़तरा खड़ा कर दिया । इस प्रकार 
गप्त साम्राज्य मुख्यतः उत्तर भारत तक ही सीमित था और मौय॑ साम्राज्य के बराबर 
उम्तका विस्तार नहीं था । समुद्रग॒प्त केवल एक विजेता ही न था, वरन कवि और 
संगीतज्ञ भी था। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है। 





गुप्तकालीन सिक्के 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजत्य से ) 


५ गुप्तकालीन भारत 


््ि ४ ल् 
शक ४ कपिलवरतु 


मकर है 
कप व आन न 
पारनाय 
च् 


केहग्) 


-*-*+ भारत की वर्तमान आहय सीमा 





भारत के महासरवेक्षक की अनुज्नानु तार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानशित्र पर आधारित । 
(6 भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार ]980 ॥। 
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह 
समुद्री मील की दूरो तक है। 


दा 


गुप्त काल 


चंद्रगुप्त दितीय 


चंद्रग॒प्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह विक्रमादित्य के नाम से भो विख्यात 
हैं। पश्चिम-भारत में उसने गुप्त नरेशों को परेशान करने वाले शकों से युद्ध करके 
विजय प्राप्त की । उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वेवाहिक संबंधों द्वारा मित्रता 
क्रायम की । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण संबंध दककन के वाकाटक राज्य से था । 

विद्या और कलाओं कों प्रोत्साहित करने वाले के रूप में उसकी सबसे अधिक 
याद को जाती है | प्रसन्‍त होने पर राजा दाशनिकों, कवियों और लेखकों को उनकी 
रचनाओं के लिए धन देता था | चंद्रगुप्त दिवतीय को इस बात का गवे था कि उसके 
दरबार में देश के सबसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान मौजूद थे । 

चंद्रगुप्त के पश्चात कई शक्तिहीन राजा हुए। मध्य एशिया के रहने वाले हुणों 
के उत्तर की ओर से आक्रमण के ख़तरे ने उनकी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया : 
हुण एक भ्रमणशील जाति के लोग थे जिन्होंने चीन पर हमला करने की कोशिश की, - 
परंतु वे हार गए | पराजित होकर वे मध्य एशिया में छा गए । भारत की दौलत का 
हाल सुनकर उन्होंने ईसा की पाँचिवीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर हमला किया । उनके 
लगातार हमलों के कारण गुप्त नरेशों की शक्ति कम हो गई और आख्रिरकार हुण 
पंजाब और कश्मीर के शासक हो गए। लगभग सौ वर्षों तक हुण शक्तिशाली रहे और 
इसके बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई | परंतु इस समय तक उनमें बहुत से भारत में 
स्थायी रूप से बस गए थे और भारतीय जन समुदाय.में समा गए थे । 


गुप्त शासन-प्रबंध 

गुप्तों का शासन-प्रबंध मौ्यों के शासन-प्रबंध से भिन्‍न था। प्रांतों के गवनेर 
(प्रतिनिधि शासक) मौय काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए, उन्हें 
हर काम के लिए राजा की आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती थी । प्रांत जिलों में बँठे थे और 
जिले के लोगों से कहा जाता था.कि वे शासन-प्रबंध में मदद करें। गवर्नर को सलाह 
देने के लिए जिला-समितियाँ थीं और इन समितियों में केवल सरकारी अफ़सर ही नहीं 
वरन नगर के नागरिक भी शामिल थे। पाटलिपुत्र एक विशाल समृद्धिशाली नगर 


98 प्राचीन भारत 


था। गप्त शासकों के कुछ अधिकारियों को नक़द वेतन मिलता था। यह प्रथा अंतिम 
राजाओं के राज्यकाल में बदल गई और नक़द वेतन के बजाय अधिकारियों को जमीन 
से कर वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा । 

अधिकारियों को वेतन नक़द न देकर जागीर के रूप में देने का यह परिणाम हुआ 
कि राजा का उन पर उतना अधिकार न रहा जितना कि मौर्य सम्राटों का जपने 
अधिकारियों पर था। चंद्रग॒प्त द्वितीय के राज के पश्चात जब राजा शक्तिहीन हो गए 
तो कुछ सुद्र प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे । जब “गुप्त साम्राज्य 
भंग हुआ, इन गवनेरों (प्रतिनिधि शासकों) ने अपने आप को अपने छोटें-छोटे प्रांतों में 
स्वतंत्र घोषित कर दिया । 


. (ख) जन-जीवन 
समाज 


कुषाणों के समय में भारत के बोद्‌ध धर्म-प्रचारद मध्य एशिया और पश्चिम एशिया 
में प्रचार का काम करते रहे और उनमें से कुछ तो चीन तक पहुँच गए.। जब चीनी लोग 
बौद्ध धर्म में दिलचस्पी लेने लगे तो उनके कुछ विद्वानों ने भारत में मिलने वाले मौलिक 
धर्म-प्रंथों का अध्ययन करता चाहा। फ़ाहयान उनमें से एक*था । वहु 399 ई० में चीन से 
रवाना हुआ और गोबी रेगिस्तान तथा मध्य एशिया को पार कर भारत पहुँचा । उसने भारत 
के बौद्ध विहारों में कई वर्ष रहकर धर्म-ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले 
जाने के लिए पुस्तकें इकट्‌्ठी कीं। जब वह चीत वापस लौटा, उसने अपने भारत-भ्रमण 
का वृत्तांत लिखा। फ़ाहयान के बृसांत से गुप्तककालीन भारतीय जीवन के विषय में बहुत- 
सी बातें ज्ञात होती हैं। फ़ाहयान का कथन है कि दूसरे स्थानों की अपेक्षा पश्चिमोत्तर 
भारत में बोदृध धर्म अधिक लोकप्रिय था और बोदूध तथा ब्राह्मण एक साथ मेल से 
रहते-थे । उसने देश की धन-दौलत और समृद्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । लोग 
कानून के मानने वाले और ईमानदार थे। कानून उदार थे और दंड-विधान कठोर नहीं 
था। गाँवों की संख्या बहुत अधिक थी । राज्य की आमदनी भूमि-कर से होती थी । 


गुप्त काल 99 


फ़ाहयान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस युग के अन्य खरोतों से ज्ञात 
होता हैं कि माँस भी खाया जाता था। 

समाज जातियों में बँटा था और उनमें से अधिकांश आपस में मेल-जोल से रहती 
थीं । परंतु नगरों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये 
लोग थे--अछंत्‌ | उन्हें बाकी नगर-निवासियों से दूर नगर के बाहर रहना पड़ता था। 
वे इतने अं मत भाने जाते थे कि उच्च वर्ण के लोग उनकी तरफ़ देख भी नहीं सकते 


थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुप्त काल के समाज में यह बात अच्छी नहीं थी । मनुष्यों 


के साथ इतनी करता का व्यवहार गुप्तकालीन सभ्यता का एक गंभीर दोष था। 


ध्याप[र 


व्यापार की बुद्धि के कारण नगरों का विकास होता गया और उनकी सुख- 
तंपदा बढ़ती गई। गुप्त युग में न केवल देश के भीतरी और पश्चिमी एशिया से व्यापार 
चलता था, वरन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी व्यापारिक संबंध था। बहुत से 
व्यापारी बाहर विदेशों को सामान ले जाते थे और वहाँ उसे बड़े लाभ पर बेचते थे। 
व्यापार-बुद्धि के साथ-साथ समुद्र यात्रा का और जहाज बनाने का ज्ञान भी बढ़ता 
जा रहा था। पहले से बड़े जहाज़ बनाए जाने लगे और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र-तटों 
के बंदरगाहों पर पहले से अधिक झुंड-के-झुंड जहाज इकट॒ठे होने लगे । 

गंगा के डेल्टा में स्थित ताम्रुलिप्ति (तामलुक) के बंदरगाह से दक्षिण-पूर्व 
एशिया के देशों, जैसे, सुवर्ण भूमि (बर्मा), यवदुवीप (जावा) और कंबोज (कंबोडिया) के 
साथ अधिकतर व्यापार चलता था। भड़ोंच, सोपारा और कल्याण पश्चिम-तट पर 
मुख्य बंदरगाह थे और वहाँ से भी. दक्षिण-पूर्व एशिया को जहाज़ जाते थे। व्यापार के 
साथ-साथ भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्क्ृति, भारतीय कला 
तथा भारतीय संस्कृति के अन्य पक्ष अब दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुँच गए । दक्षिण-पूव 
एशिया के लोगों ते भारतीय संस्कृति के कुछ पक्षों को पसंद किया और उन्हें अपना 


| होंने ४ ों ४ 
लिया, हालाँकि उन्होंने अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखा । आज 


भी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच बहुत कुछ समानता है। 


00 प्राचीन भारत 


मालाबार-तट के कालीकट और कोचीन आदि बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं 
अफ्रीका, अरब, ईरान और भूमध्य सागर के देशों को ले जाई जाती थीं।. व्यापारियों 
के क़ाफ़िले और धर्म-प्रचारकों की मंडलियाँ भी स्थल मार्ग से मधय एशिया और चीन 
को जाया करती थीं । ह 


ब 


घ्त 


गुप्त काल में हिन्दू धर्म बहुत शक्तिशाली बत गया । हिन्दू शब्द का प्रयोग आगे 
चलकर अरब के निवासी हिन्द के निवासियों अर्थात भारतीयों के विषय में करने लगे। 
हिन्दू शिव और विष्णु के उपासक थे, क्योंकि शिव और विष्णु की पूजा उस समय बड़ी 
लोकप्रिय हो गई थी । गुप्त काल में इसी को हिन्दू धर्म कहा गया है। 

गुप्त नरेशों में अधिकांश 'वेष्णव' थे, अर्थात वे विष्णु की पूजा करते थे । वे 
धामिक यज्ञ भी करते थे जैसे अश्वमेध । वे मंदिर बनवाने और पुस्तक लिखने के 
लिए भेंट देते थे, वे शिव के उपासकों, बौद्धों और जनियों को भी भेंट देते थे । परंतु 
विष्ण्‌ की पूंजा करने वाले ब्राह्ूमणों को वे अधिक दान देते थे। धामिक यज्ञ भी होते 
थे। परंतु इतने नहीं जितने कि वेदिक युग में । अब ब्राह्मण यह कहते थे कि प्राथेना 
और मंत्रों के दृवारा विष्ण की भक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास था कि कभी 
कभी विष्णु पृथ्वी पर लोगों को सदाचार का जीवन बिताने की प्रेरणा देने के लिए 
आते हैं। यही अवतार (स्वर्ग से उत्तरता) कहलाता है (क्योंकि वे मनुष्य या पशु का 
रूप धारण करते हैं) । अनेक प्राचीन ग्रंथ जेसे 'रामायण', 'महाभारत' और 'पुराण' 
पुन: इसी युग में लिखें गए। उनको धामिक साहित्य माना जाने लगा | जिस रूप 


: में हम आज इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, यह वही रूप है जो इन्हें गुप्त. काल 
में दिया गया। 


वास्तु कला 


उस युग के गुप्त नरेश तथा अन्य शासक विष्णु और शिव की पूजा के लिए 
मंदिर बनाने को धन देते थे। ये मंदिर उन गुफ़ाओं की तरह नहीं थे जो कि अजंता 


गुप्त काल 0] 


और एलोरा में काटकर बनाई गई थीं। वे ईंट और पत्थर के बने हुए होते थे। पहले 
के मंदिर बहुत साधारण होते थे । उनमें केवल एक ही कमरा होता था जहाँ देवता की 
मूर्ति स्थापित की जाती थी। इस कमरे का दरवाज़ा मूर्तियों से सना हुआ होता था। 
धीरे-धीरे कमरों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह एक से लेकर दो, तीन, चार 
तक पहुँच गई और इतनो बढ़ी कि बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल बनने 
लगे और उनके-अंदर ही कई इमारतें बनने लगीं | यदि तुम साँची जाओ तो तुम्हें बौद्धों 
के स्तूप के निकट इस काल का बना हुआ एक कमरे का छोट। मंदिर मिलेगा। झाँसी 
जिले में देवगढ़ में ऐसा ही एक और पुराना मंदिर है। ' 





कक्रनभ 
की ६ 





साँची का एक कमरे वाला मंदिर 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 





सथुरा के पास मिली कनिष्क की भग्न मूति 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


गुप्त कार्ल 03 


गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। 
यहाँ पर बुद्ध की पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं जो भारतीय मूतिकला-बी-उत्कृष्टकृतियाँ 
हैं। हिन्दू भी देवताओं को... मुर्तिफम-बतताने लगे जो मंदिरों में स्थापित की जाती थीं | 
कुछ बौद्ध विहार पहाड़ियों के किनारे काटकर ग़ुफ़ाओं के रूप में बनाए जाते थे | 
उनमें से एक विहार औरंगाबाद के निकट अजंता में था। गुफ़ाओं कीं दीवारें चित्रकला 
(भित्ति-चित्रों) से ढकी थीं जिनमें बुद्ध के जीवन का चित्रण था। ये चित्र. आज भी 
मौजूद हैं और उनके रंग अब भी लगभग वंसे ही ताज़ें बने हुए हैं जंसे उस समय थे 
जबकि उनकी रचना हुई । ह 





अजंता की गुफ़ाएँ : एक विहुंगम दृश्य 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजनय से) 


९04 प्राचीत भारत 





अजंता को चित्रकला--सत्रह॒वी गुफ़ा 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


साहित्य 


धर्म के साथ-साथ दूसरी बातों में भी ग्रुप्त नरेशों का अनुराग था। वे कवियों 
और लेखकों को भी प्रोत्साहन देते थे । इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप उच्च कोटि के कुछ 
काव्य-ग्रथ और नाटक लिखे गए। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास कुछ वर्षों तक 
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे । उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ का कई भाषाओं 
में अतुवाद हुआ है और उसकी थ्याति विश्व के सभी भागों में है। उन्तके मेघट्डत और 
रघुवंश काव्यों में साहित्यिक गुणों के अतिरिक्त, गुप्तकालीन समाज का स्पष्ट चित्र 
देखने को मिलता है। कालिदास की भाषा सुन्दर है। उनसे पहले की संस्कृत रचनाओं 


गुप्त काल ]05 


में ऐसी संदर भाषा नहीं मिलती । इस काल में पहले की अपेक्षा शिक्षित वर्ग में संस्कृत 
का और अधिक व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा | एक दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ था पंचुतंलु 
जो कहानियों का एक संग्रह है और जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो 
चुका है। 


विज्ञान 


साहित्य के अतिरिक्त, इस काल में ज्ञान की अन्य शाखाओं का भी विकास 
हुआ । विज्ञान का भी अध्ययन होता था । ज्योतिष और गणित के ज्ञान की भी उस्नति 
हो रही थी। आरयंभट और वराहमिहिर नई खोजों में लगे हुए थे । आयंभट ने यह 
व्याख्या की कि पृथ्वी सूय॑ के चारों ओर घुमती है। यह सिद्धांत उस समय स्वीकार 
नहीं किया गया, परंतु अब यह बिल्कुल सत्य सिद्ध हो चुका है। भारतीय गणितज्ञों ने 
दशमलव पद्धति का प्रयोग किया और उन्हें 'शून्य' का भी ज्ञान था। यहाँ की गिनती 
की पद्धति दूसरी जगह की पद्धति से बहुत आगे थी । धातुओं के ज्ञान में लोगों की 
विशेष रुचि थी और कई धातुओं को मिलाकर नए प्रयोग किए जाते थे। दिल्ली के 
तिकंट महरौलो का लौह स्तंभ इस बात का द्योतक है कि उन दिनों कितनी उच्च 
कोटि का लोहा काम में लाया जाता था । आयुर्वेद के विषय में भी पुस्तक लिखी जाती 
थीं। भाषा का अध्ययन किया जाता था विशेषकर व्याकरण और कोष-रचना का ज्ञान 
बहुत आगे बढ़ा हुआ था । 

इस प्रकार गुप्त काल में हम बहुत-सी ऐसी उपलब्धियाँ पाते हैं जो प्रायः उच्च 
कोटि की सभ्यता में ही मिलती हैं। लोग समृद्ध थे और अच्छा जीवन व्यतीत करते 
थे। शिक्षित वर्ग के पासं चिन्तन करने तथा दशंन, विज्ञान और ताट्यशास्त्र आदि 
विषयों पर रचना करने के लिए पर्याप्त समय था। चित्रकला और मूर्तिकला को ऐसे 
लोगों से प्रोत्साहन प्राप्त था, जिनकी उनमें रुचि थी । यह प्रगति का युग था । 


06 


प्राचीन भारतें 


अध्यकस 


!, निम्नांक्षित प्रश्नों के उत्तर दो : 


की 


बन 


पा छठ 


मु 


शो एा + (ए व 


0, 
44, 


, गुप्त राजाओं ने सत्ता अपने हाथ में कंब लीं और उन्होंने कितने समय तक्क राज्य 


क्रिया ? 
गुप्त साम्राज्य के छित्त-भिन्‍न होने के क्‍या कारण थे ? 
समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन करो । 


, गुप्त शाप्तत-प्रबंध मौय॑ राजाओं के शासन-प्रबंध से किन बातों में भिन्न था. ? 
* हण कौन थे ? 


फ़ाहयाव कहाँ से आया था ? उसने गुप्तकालीन भारतीय समाज के विषय में क्या 
लिखा ? 


. किन देशों के साथ भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे ? वह किस बन्दरगाह से अपने 


जहाज भेजते थे ? 


. भारतीय धर्म गौर संस्कृति किस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में फैली ?' 


एशिया की पाँचवीं और छठी शताब्दियों के बौद्घ बिहारों की मूत्तिकला और चित्र- 
कला तथा मंदिरों का संक्षिप्त विवरण लिखो । / 

कालिदास के कुछ ग्रंथों के नाम बताओ। 

गुप्त काल में गणित, विज्ञान तथा. बीषधियों में हुई उन्‍्नति का वर्णन करो । 


एए नीचे दिए हुए कथतों के सामने हाँ! या “नहीं लिखों : 


[. गुप्त काल में ब्ाहमणों का पद तीचा हो गया । | |] 
2, गुप्त काल में मनुष्यों के एक समुदाय को अछूत समझा जाता था और उसके साथ 

दुग्यंबहार होता था। . (४ ) 
3. इस युग में 'रामायण', महाभारत", और 'पुराण' फिर से लिखे. गए । ( जी ) 


2 


! 5 (न 


दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़कर भारतीय संस्कृति को 
अपनाया । (४. ) 


राजा की आय का मुख्य साधन खेती की जाने वाली भूमि पर लगा 'कर' था। ( ... )., 


. गुप्तकालीन मंदिरों की इमारतें विशाल थीं। (- ) 


गुप्त बाल 07 


शा, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से ठीक शब्द या शब्द समृहू चुनकर निम्नांकित कथनों के 


एप, 


रिबत स्थानों में भरो पर | एफ ३ जी अप 
५९97५ गो मु 
), भारतीय व्यापारी'५४**५५**- के देशों से मसाला खरोदते थे और उनको ''*''' के 
देशों को बेचते थे । (दक्षिण-पूर्ज एशिया, पश्चिम एशिया) 


५ ६०७४५" ३)... 
2, ५0०7 7) है ध पर सुप्रसिद्ध बच्दरगाह थी, भड्ौच जज परिजी। 
५ (पूर्वी तट, पश्चिमी तट) 
3. गुप्त शासक'''“*'" के उपासक थे । (शिव, विष्णु )-४” 
4, गुप्त काल में" *** को अधिक महत्व दिया जाता था। 
५ ४ ८. 
्जँ (धामिक्र बलि, प्रार्थना द्वारा भक्ति) 
5. 'मेघदूत” उच्च कोटि का“१४**-'है और 'अभिन्नान गाकुंतलम्‌' एक संसार अ्सिद्ध 
१४०२2 है जिसको' '* “*''**ने लिखा था| जा 
४ ५ (माटक, काव्य, बाराहमिहिर, कालिदास) 
ध्ड्दी भें की 2 धर भ्‌ शी पे 
6. (7 में एक कमरे का मंदिरे/७४ऐे४४- भिति चित्र और"५४?०*को लोह- 
स्तम्भ गुप्त काल की ललित-कलाओं के नमूने थे । (महरौली, अजंता, सांची ) 


रोचक कार्य : 


!, भारत का एक रेखा मानचित्न बनाकर उसमें निम्तांकित बातें दिखाओ : 
(कर) पमुद्रगुप्त का साम्राज्य और उसके दुवारा जीते हुए राज्य । 
(ख) चद्दगुप्त दिवतीय का साम्राज्य । 
(ग) वे स्थान जिनकी इस पाठ में चर्चा हुई है । 

2. भारत का एक मानचित्र खींचकर उसमें गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध वन्दरगाहू दिखाओ | 
उप्तमें साँची, अजंता, एलोरा और देवगढ़ भी दिखाओ । 

3. अपनी स्कूल लाइब्रेरी से 'अभिनज्ञान शाकुंतलम्‌' की एक प्रति लेकर उसकी कहानी 
पढ़ो । ड 

4, गुप्तकालीन मन्दिरों, दिल्‍ली के लौह-स्तंभ तथा अजंता की गुफ़ाओं के भिति-चित्तों के 
चित्रों को लेकर उन्हें अपनी अभ्यास-पुस्तिका में चिषकाओ । | 





... ६; लिये (६ हु 
हर ५ > है ऊ 
2 ! 4 ॥ | 
हि ;। 


५, लि थ्ण्प्टी 
25०7“ 
०८ न 


] 





अध्याय 8 


छोटे-छोटे राज्यों का युग 


(क) उत्तर: 


उुत्तर भारत में 500 और 800 ई० के बीच एक. बड़ा राज्य स्थापित करने की कोशिश 
हुई, परंतु वह बहुत दिनों तक कायम तन रह सका । उत्तर भारत धीरे-धीरे छोटे- 
छोटे राज्यों में बँट गया जो बराबर एक दूसरे से लड़ा करते थे । 


हष ह 

हुणों के हमलों ने गुप्त साम्राज्य को निर्बल बना दिया । उनके पतन के लगभग 
सौ वर्ष बाद सातवीं शताब्दी में एक नए राज्य का उदय हुआ | दिल्ली के उत्तर की | 
ओर लगभग [00 मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र के निकट एक छोटा उपनगर है जो थानेसर 
कहलाता है। आजकल इस उपनगर का महत्त्व नहीं है, पर एक समय था जबकि वह 
एक शवितशाली राजा का निवास स्थान था । ईसा की सातवीं शताब्दी में वह स्थानेश्वर 
(थानेश्वर) के राज्य की राजधानी था। यहीं पर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, जिसे प्रायः 
हर्ष कहकर पुकारा जाता है। अभी वह छोटा ही था कि उसे 606 ई० में अपने भाई 
की मृत्यु के बाद राजा बता दिया गया। परंतु आगे चलकर वह्‌.शक्तिशाली राजा हुआ 
और उसने उत्तर भारत में गुप्त शासकों की भाँति एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयत्न 
किया । बाणभट्ट ने, जो हृषे के दरबारो कवियों में से एक था, हर्ष का जीवन-चरित्. 
लिखा है। दूसरे चीनी बोद्ध यात्री ह्यूनसाडः ने हुए के राज्य काल में भारत की यात्रा 

' की और जो कुछ उसने देखा उसका वृतांत लिखा । | | 
हष ने अपनी राजधानी थानेसर से हटाकर कस्नौज कर दी क्योंकि कम्नौज उसके 


व0 


पट भारत 


--- +- साइत की वर्तमान बाहय सीमा 





भारत के महासर्वेक्षक फी अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण दिज्ञागीय मानचित्र पर आधारि 
(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार 980 
समुद्र में भारत का जल प्रदेश, उपयुवतत आधार रेखा से मापे गए बारहे 
समुद्री मौल की दूरी तक है। 


छोटे-छोटे राज्यों का युग ॥] 


राज्य के बीच में स्थित था। उसने एक लंबी विजय-यात्रा का अभियान किया और 
अधिकांश उत्तर भारत को जीत लिया। उसके राज्य में पंजाब, पूर्व राजस्थान और 
असम तक फैली हुई गंगा की घाटी शामिल थी। परंतु जब उसने दक्‍्कन के राज्यों पर 
चढ़ाई करनी चाही उसे पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय 
चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानो वातापी अथवा बादामी उत्तर मंसूर 
में थी हर्ष का राज्य भी गुप्त साम्राज्य की भाँति था। जिन राजाओं को उसने जीत 
लिया वे उसे राज-कर देते थे और जब वह युद्ध करता तो उसकी सहायता के लिए 
सैनिक भेजते थे। वे राजा हर्ष का आधिपत्य तो मानते थे, परंतु अपने-अपने राज्यों पर 
स्वयं हीं शासन करते थे और स्थानीय मामलों में स्वयं ही फ़सला भी करते थे । 

हर्ष को बौद्ध धर्म से प्रेम था और शायद जीवन के* अंतिम दिनों में वह बोद्ध 
हो भी गया था । फिर भी उसने दूसरे धर्मवालों को सहायता देना बंद नहीं किया था। 
वह चीनी यात्री ह्म,नसाडः से. मिलने को बहुत उत्सुक था। ह्य,नसाड, लिखता है कि 


भुयगे गणशर्यी। की रह ७ 


. हुए के हस्ताक्षर 


उसने राजा से लंबी वार्ता की और देखा कि राजा को उस समय की रचनाओं का पूरा 
ज्ञान था। हष॑ ने संस्कृत में तीन नाटकों की रचता भो की थी। 


सामाजिक दक्षा 


इस युग के इतिहास के ख्रोतों में से एक ह्यूनसाडः का लिखा वृत्तांत है। ह्यून- 
साड 26 वर्ष की आयु में क़रीब-क़रीब फ़ाहयान की तरह चीन से रवाना हुआ और 
फ़ाहयान के मार्ग का अनुसरण करता हुआ मध्य एशिया होकर भारत पहुँचा । वह मार्ग 
में अनेक बौद्ध विहारों में.रका, क्‍योंकि अब तक मध्य एशिया में अनेक बौद्ध हो गए 
थे। भारत में अनेक वर्षों तक अध्ययन और भ्रमण करने के बाद वह उसी मार्ग से चीन 


20 





हा तैसाड (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


छोटे-छोटे राज्यों का युग 3 


वापस लौट गया | हयूनसाड, ने पाया कि बौद्ध धर्म भारत के सभी भागों में उत्तता 
लोकप्रिय न था जितुना कि उसने समझ रखा था। परंतु पूर्वी भारत में अब भी वह 





नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 

बहुत लोकप्रिय था। उसने कुछ वर्ष नालंदा के विहार में (पठना के निकट) व्यतीत, 
किए। नालंदा उस समय देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और वहाँ पर एशिया के 
सभी देशों से विद्वान अध्ययन के लिए आते थे । 

ह्यूनसाइ_ ने जाति-प्रथा के अस्तित्व को देखा और यह भी अनुभव किया कि 
किस प्रकार अछूतों के प्रति दुष्येबहार किया जाता था और उन्हें नगरों के बाहर रहना 
पड़ता था.। प्रत्येक मनुष्य शाकाहारी न था, हालाँकि इस बात पर जोर दिया जाता था 
कि लोग मांस न खाएँ । नंगरों में अमीरों और गरीबों के मकानों में अंतर था। अमीरों 
के मकान सुंदरता.से बनाए और सजाए जाते थे जबकि ग़रीबों के मकान सादे पर 


]4 प्राचीन भारत 


सफ़ेदी से पुते होते थे और उनके फर्श कच्चे होते थे । जगह-जगह के निवासियों के बस्त्रों 
में अंतर था। उसने लिखा है कि भारतीय उम्र स्वभाव के होते हैं और जल्दी नाराज़ 
हो जाते हैं परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता के विशेष प्रेमी होते हैं। अप 
राधियों की संख्या अधिक न थी, यद्यपि वह बार-बार लिखता है कि किस प्रकार वह 
यात्रा करते समय लूट लिया गया । मृत्यु-दंड नहीं दिया जाता था और आजीवन कारा- 
वास ही सबसे कठोर दंड था । 

हर्ष के मरते ही थोड़े समय के लिए उत्तर भारत में अशांति फैल गईं। राज्य 
कई छोटी-छोटी इकाइयों में बट गया जो एक दूसरे से लड़ती थीं। इस बीच में दक्‍्कन 
और दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए । 


(ख) दक्‍कन श्रोर दक्षिण 

चालुक्य | 

सातवाहनों के पतन के पश्चात दक्‍्कन में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ । 
वाकाठकों ने एक दुढ़ राज्य की स्थापना का प्रयास किया, परंतु यह अधिक दिनों तक न 
चल सका । उसके बाद चालुक्य वंश आया जिसका केन्द्र वातापी था| जिन दिलों उत्तर 
में हर्ष राज कर रहा था, यहाँ पर चालुक्य राजा पुलकेशिन का शासन था। उसकी 
तीव्र इच्छा सारे दक्कन पठार पर राज करने की थी और कुछ समय तक उसे सफलता 
भी मिली! नमंदा के तट पर लड़ाई के मेदान में उसकी हर्ष से मुठभेड़ हुई। हे. 
पराजित हुआ । परंतु चालुक्यों के दो शत्र्‌ थे--उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में 
पललवु । राष्ट्रकूट दक्‍्कन के उत्तरी भाग में एक छोटे-से राज्य पर शासन कर रहे थे । 
पहले तो बे चालुक्यों के अधीन रहे परंतु ईसा की आठवीं शर्ती में शंक्तिशाली .हो गए 
और उन्होंने चालुक्य राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। परंतु जब दक्‍्कन में 
चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी तब उसी समय दक्षिण में पललव शक्तिशाली हो रहे 
थे । पुलकेशिन ते पललव राजा महेत्द्ववर्मत से युदूध किया और उसे हरा दिया। परंतु 
कछ वर्षों के बाद पल्‍लव राजा नरसिह॒वर्मन ने पुलकेशिन पर चढ़ाई की और उसकी 
राजधानी पर अधिकार कर लिया । चालुक्यों की यह एक बड़ी हार थी । 





रे 77 किल्ीमीटर 





« « प्ारत के महासवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण दचिस्लाणीय भानचित्र पर आधारित ! 
। (8 भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार। 980 । ः का 
समुद्र में भारत का जल प्रवेश, उपयुक्त आंधार रेखा से मापें गए बारह समुद्री. / 
सोल को बूरो तक है। | 


86 . प्राचीन भारत 


चालुक्यों की राजधानी वातापी एक समृद्धिशाली तगंर था। पश्चिम में ईरान, 
अरब तथा लाल सागर के बंदरगाहों से तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के राज्यों से पुराने 
व्यापारिक संबंध चले आ रहे थे। व्यापार से समृद्धि हुईं। पुलकेशिन ने ईरान के हे 
बादशाह खक़री द्वितीय के पास राजदूत भेजे। सौ वर्षों के बाद जब ईरान के 
जोसोस्त्रियनों ने ईरान छोड़ा, वे दककन के पश्चिमी तेट के नगरों में आकर बस गए -: 
और आगे चलकर पारसी अर्थात 'फ़ारस के! कहलाए। पारसी धर्म को जोरोस्तर 
(जरथुस्त्र) ने 600 ईस्वी पूर्व ईरान में चलाया था। ईरान के महान हखमनी सम्राट 
पारसी धर्म के अनुयायी थे। जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि संत्‌ (अच्छाई) और असंत्‌ 
(बुराई) की अदृश्य शक्तियों में परस्पर संघर्ष चलता रहा है और अंत में सत्‌ की विजय 
होती है । पारसियों की पवित्न पुस्तक जेन्दअवेस्ता है। पारसी धर्म का पश्चिम एशिया 
तथा मध्य एशिया के अनेक भागों के निवासियों के धामिक विचारों पर गहरा प्रभाव 
था। यह इस्लाम के आने तक ईरान का प्रमुख धर्म रहा । 

चालुक्य नरेश कला के प्रेमी और संरक्षक थे और उन्होंने दक्कन को पहाड़ियों 
में गुफ़ा मंदिर तथा मंदिरों के बनवाने में बहुत धत दिया । एलोरा की अधिकांश मू्ति- 
कला का श्रेय चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं की दानशीलता को है । 


पल्लवब 


सुदूर दक्षिण के पललव लोग पहले संभवत: सातवाहन नरेशों के अधिकारी थे। 

जब सातवाहन राज्य का पतन हुआ तो पल्‍लव अपने-अपने स्थानों के शासक बन गए 

और धीरे-धीरे उन्होंने कांचीपुरम प्रदेश (मद्रास के निकट) के दक्षिण की ओर अपने 

अधिकार का विस्तार किया | उन्हें पांड्य नरेशों से अनेक युद्ध करने पड़े । इत्त दोनों ने 

पल्‍लवों को शक्तिशाली होने में बाधा पहुँचाई । यह सब होते हुए भी पलल्‍लव अपना 

शासन स्थापित करने में सफल हुए । उन्होंने कांचीपुरम के दक्षिण का इलाक़ा, तंजौर 
और पुद्दुकोट्टई प्रदेश जीत लिया क्योंकि यह भाग संपन्‍न और उपजाऊ था । 

पललव नरेश महेन्द्रवर्मन हर्ष ओर पुलकेशिन का समकालीन था। अपने युग के 

य शासकों को भाँति वह केवल योद्धा ही न था वरन एक कवि और संगीतज्ञ भी 





राष्ट्रकूट राजा द्वारा एलोरा सें बनवाया गया कलास मंदिर 
...._ (भाशतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


8 ' ः अचीन भारंत॑ 


था| वह शुरू में जैन था परंतु बाद में तमिल संत अप्परं के प्रभाव में आकर शेव हो 
गया । 





 सहाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर. 
(भारतोय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से ) 


तमिल संत । जे 
इसी काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन-समुदाय हुआ जिसका विश्वास था 
कि धर्म ईश्वर. (विष्णु या शिव) की व्यक्तिगत उपासना है। यंही' विचारधारा आगे 
चलकर 'भक्ति' के नाम से विख्यात हुई। इसमें कई वर्गों के लोग शामिल थे । कई तो 
कारीगर और किसान थे ।* वे जगह-जगह विष्ण्‌ या शिव की प्रशंसा में भजन गाते हुए 





महाजलीपुरम में शिल्पित बंगावतरण का वृह्य 
+.. (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सोजन्य से) 


90 ह प्राचौत भारत 





महाबलोपुरम का तटवर्तो मंविर 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से) 


घूमते थे। अल्वार विष्णु के उपासक थे और नयन्नार शिव के। कभी-कभी वे लोग 
कांचीपुरम में इकट्ठे होते थे और वहाँ के उत्सवों के अवसर पर भजन गाते थे । वे 
भजन जन-साधारण की भाषा तमिल में लिखे गए। वेद-मंत्र संस्कृत में होते जिन्हें 
केवल पुरोहित और कुछ शिक्षित लोंग हीं समझ सकते थे । 

कांचीपुरम पल्‍लवों की राजधानी होने के साथ-साथ तमिल और संस्कृत के 
अध्ययन का केन्द्र भी था। दंडी ज॑से लेखकों ने संस्कृत में लिखा क्योंकि वे राजदरबार 
से संबंधित वर्गों तथा उच्च वर्गों के लिए लिखते थे । 


छोटे-छोटे राज्यों का युग 82] 
पसबन-निर्माण कला 


पललव नरेशों ने अनेक मंदिर बतवाए। कुछ विशाल शिलाओं को कैटकर बनाए 
गए थे, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर । दूसरे मंदिर पत्थर के टुकड़ों से बनाए जाते 
थे, जैसे कांचीपुरम के मंदिर। मंदिर के एक कोने में एक कमरे में मूति रखी जाती थी 
और इस कमरे की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। आगे आते वाली 
शताब्दियों में ये शिखर और ऊँचे होते गए । यदि आज तुम तमिलनाड की यात्ा करो, 
तो सबसे पहले क्षितिज पर तुम्हें मंदिरों के शिखर दिखाई देंगे । 

मंदिर ग्राम-निवासियों के इकट्ठे होने का स्थान बन गया । संध्या समय गाँव के 
लोग मंदिर के आँगन में आकर बेठते और वहाँ पर आपस में विचार-विनिमय करते 
और ग्राम के कल्याण से संबंधित मामलों, जेसे कर और खेतों की सिंचाई आदि पर 
वाद-विवाद करते । इसी स्थान पर पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे और दिन के समय यही . 
आँगन स्कूल का काम देता था । जब उत्सव के दिन आते, गाँव में मेले लगते और 
मंदिरों के आँगन में नृत्य तथा नाटक किए जाते । 


अभ्यास 


[, निम्नांकित प्रश्तों के उत्तर वो : 

]. ह्यूनसाड' किस देश से भारत आया ? उसने भारत के विषय में क्या लिखा ? 

2. उंत राजाओं के नत्ताम बताओ जिन्हें हुं ने हरा दिया था। क्‍या दक्‍कन के राज्यों को 
भी उसने जीता ? यदि तहीं, तो क्यों ? 

3. हर्ष का धर्म क्या था ? अन्य धर्मों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था ? 

4. हर्ष के राज्यकाल के भारतीय समाज का संक्षिप्त विवरण लिखों । 

5, पुलकेशिन द्वितीय ने कब और कहाँ राज्य किया ? उत्तरी भारत में उसका समकालीन 
राजा कौन था ? 


6. पल्‍लवों ते सत्ता को कब धारण किया? उनके राज में कौन-कौन से क्षेत्र थे ? 


22 


. ब्राचौन भारत॑ . 


7, भवन-निर्माण कला को पह्लव राजाओं ने किस प्रकार उत्साहित किया ? उस समय 


ग्ग. 


+ 4, पल्लवं तंजोर और पुद्दुकोट्टई प्रदेश नहीं जीत॑ सके । । 
“ 8: पल्‍लव राजा मंहेन्द्रवर्मम और कल्नोज का हुए, दोनों समकालीन थे। .(* 


प्रा 


* (४ एटा >> (७ ७9 


के बने हुए मंदिरों की क्‍या विशेषता है ? 
8. तमिल संत क्या कहलाते थे ? उनकी क्‍या शिक्षाएँ थीं ? 


नीचे विए हुए वाक्‍्यों में, मदि कथन ठीक है तो कोष्ठक सें 'हाँ लिखो । यदि कथन होक 
' नहीं है तो 'तहीं' लिखों । 
- हर्ष की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य अनेक राज्यों में बेंट गया । [ 
. है के प्रशासन में मृत्यु-दंड घोर अपराधियों को दिया जाता था । ( 
.. हू यूनसाड ने मध्य एशिया होते हुए भारत की यात्रा की । बस 
« हर्ष के समय में बोद्ध धर्म भारत में सर्वत्न लोकप्रिय था । ( 
« बाण हष का राजकवि था। ( 
- राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पराजित किया और आठवीं शंती में शक्तिशाली 

हो गए । ' ४ 


किन झणीं टी ली ७ओिणण 


* 9.. पारसी दक्षिण-पूर्व एशिया' से भारत आए । । च्ूः 
0, तमिल संतों ने अपने भजनों को रचना संस्कृत में की । । (ः 
प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक से विए हुए शब्वों में से उपयुक्त शब्द यां शब्द-समह चुनकर 
. निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों को सरो: 
.. हर्ष ने अपनी राजधानी क्री'*''“ से बदल ली । - (थानेसर, क्िल्ली, कन्नौज) 
2. हर्ष!" *''के चालुक्य राजा"*'***दूवारा पराजित हुए। हा 
| ह ॥ (तोरमान, पुलकेंशिन, नासिक, वांतांपी) 
3. हुव के जोवन चरित्न को किसने लिखा डा . (कॉलिदांस, बाण) 
4, *“"**«« की राजधानी हलन थी और बने डो बन कीं हम» ० थी । न 


.. (पल्लव, चालुक्य, वातापी, कांचीपुरम ) | 
5. महेन्द्रव्मेन पहले'''““'था बाद में वह''“'' हो गया । (शैव, जैन, वैष्णव) 


छोटे-छोटे राज्यों का युग. ह । _. 423 


॥६, रोचक काय 


3. 


भारत का एक मानचित्र खींचो और उसमें थानेसर, कन्नौज, नालंदा, पंजाब, 
राजस्थान, वातापी और गंगा की घाटी दिखाओ । न्‍ 


. हर्ष और गुप्त नरेशों के युगों के बीच समानता की बातों की सूची तैयार करो ! 
, भारत का एक रेखा मानचित्र बधाओ और उसमें तमिलनाडु, वातापी, कांचीपुरम, 


सौराष्ट्र, तामलिंप्ति और एलोरा दिखाओ ॥ 


, यदि हो सके तो महाबलीपुरम और कांचीपुरम के मंदिरों के चित्र पत्तिकाओं से संभ्रह 


करो और उन्हें अपने अलबम में खिपकाओ | 





अध्याय 9 
भारत ओर विदव 


(क) भारत का बाहरी वृुनिया से संपर्क 


3] की सातवीं शती तक भारत का संबंध दक्षिण-पृ्व एशिया के साथ काफ़ी बढ़ गया 
था। इस संब्रंध का प्रारंभ उन भारतीय व्यापारियों के दवारा हुआ जो जल-मार्ग 
मे उन दवीपों में अपना सामान बेचने और बहाँ से मसाला खरीदने जाया करते थे। 
इन मसालों से: भारतीय व्यापारियों को बहुत धन प्राप्त होता था क्योंकि वे मसाले 
पश्चिमी एशिया के व्यापारियों के हाथ बेचे जाते थे। कुछ भारतीय व्यापारी . 
यह सोचकर कि दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने से उनका व्यापार और चमक सकता है 
वहाँ के बंदरगाहों में बस गए थे। कई लोगों ने इन देशों की स्त्रियों से शादी भी कर. 
!' ली । एक भारतीय व्यापारी कोडिन्य की कथा मिलती है जो कंबोडिया पहुँचा और वहीं - 
बस गया। उसने वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया और उसे भारतीय आचार- 
विचार में ढाल लिया। ऐसा कहा जाता है कि शीघ्र ही देश के अन्य अमीरों ने भी 
भारतीय रस्म-रिवाज सीख लिए जिन्हें स्वयं उनकी राजकुमारी ने अपना लिया था| 
धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति की कुछ बातें दक्षिण-पुर्व एशिया के लोगों ने स्वीकार 
कर लीं। परंतु उन्होंने अपनी परंपराओं को भी जारी रखा, जो अनेक बातों में भारतीय 
रीति-रिवाजों से मिलती-जुलती थीं। भारतीय संस्कृति का प्रचार नगरों और राजदर- 
बार के संपर्क में आते वालों में अधिक था । गाँवों में जीवन का पुराना ढंग जारी रहा; 
भारतीय व्यापारी भारत के विविध भागों जैसे सोराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल से थाते 
थे । वे अपने साथ अपने प्रादेशिक आचार-विचार भी लाते थे। सौराप्ट के लोग गे 








(8) भारत सरक्षार का प्रतिलिप्यधिकार'!990 ॥ 


प्मुद्र में . भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से सापे गए बारह समुद्री 
प्र व, -.. मील की दूरो तक है। 


भारत और विश्व _ वश 


होते थे । दक्षिण के लोग वेषणव और दोव होते थे और बंगाल से आने वालों में अनेक 
बौद्ध थे । हक | 
सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा (सुवर्ण भूमि), मलाया (सुवर्ण द्वीप), कंबोडिया 
. (कंबोज) और जावा (यवद्वीप) से हुआ। इन देशों में भारतीय मंदिरों की भाँति, 

विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ जैसे . कंबोडिया में अडकोर वाट का। साथ ही अनेक 
हिन्दू प्रथाएँ चल निकलीं । पुरोहित और राज वंश के लोग संस्कृत पढ़ते थे और 
'रामायण', 'महाभारत' तथा 'पुराणों' की कथाएँ सुनते थे । एक' नए प्रकार के साहित्य 
“का विकास हुआ जिसमें भारतीय कहानियाँ स्थानीय कथाओं के साथ घुल-मिल गईं । 





कंबोडिया के अडकोर बाद का मंदिर 
(भारतीय प्रुरातत्व सर्वक्षण के सौजन्य से) 


रू 


28 ४ प्राचौन भारत 


जावा में जिस 'रामायण' का पाठ होता है वह दोनों परंपराओं का अदुभुत मिश्रण 


है। 
बाद की शताब्दियों में हिन्दू धर्म का पत्तन हुआ परंतु बौद्ध धर्म की लोकप्रियता 
बढ़ती गई । कंबोडिया में अडकोर वाट के निकट बेयॉन के भव्य बौद्ध मंदिर का 
निर्माण हुआ । हर वा में बोरोबोदूर अब भी उस क्षेत्र का सबसे अधिक भव्य मंदिर है। . 
(थाईलैंड और बर्मा ने भो बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया । इन देशों के मंदिर व 
उनकी मृतिकला और चित्नकला भारतीय बौद्ध मंदिरों और कला से मिलते-जुलते हैं। 
फिर भी इन देशों में से प्रत्येक देश. की संस्कृति में उसकी अपनी विशेषता है जो वहाँ के . 





बोरोबोंदूर का मंदिर 
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से ) 


भारत और बिश्ब ]29 


मंदिरों और वहाँ की कला को देखकर ही पहचानी जा सकती है। इन देशों की संस्कृति 
भारतीय संस्कृति की कोरी नकल नहीं थी। 

व्यापारी और धर्म-प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुँचे। इस समय 
भारत का चीन से बहुत निकट का संबंध था ओर दोनों देशों के बीच राजदूतों और 
धर्म-प्रचारकों का आदान-प्रदान होता था | बौद्ध धमं चीन और मध्य एशिया में बहुत 
प्रभावशाली हो गया था। इसी प्रकार तिब्बत से संबंध बढ़ा और व्यापारी और धर्म- 
प्रचारक हिमालय के आर-पार यात्रा करने लगे । इस प्रकार व्यापार के द्वारा भारत 
का अनेक स्थानों से संपर्क स्थापित हो गया । चीन और पश्चिम एशिया के बीच व्या- 
* पारिक मार्ग मध्य एशिया होकर जाता था। यह मार्ग 'प्राचीन रेशम मार्ग” कहलाता 
था क्योंकि व्यांपार की प्रमुख वस्तुओं में चीनी रेशम एक था। इस व्यापार में भारतीय 
व्यापारियों का विशेष हाथ था। वे पश्चिम के ईरान, अरब और मिस्र के बाज़ारों से 
परिचित थे। इसके भी और आगे भारतीय व्यापारी अपनी उस्तुएँ पूर्वी अफ्रीका के 
समुद्र-तटीय नगरों तक ले जाते थे। ; 


(ख) भारत में श्ररच लोग 


सातवीं शती के बाद एशिया और उत्तरी अफ्रीका को घीरे-धीरे एक नवीन और 
गतिशील शक्ति का ज्ञान हुआ जिसका अरब प्रदेश में जन्म हुआ और जो दुनिया के 
बहुत से भागों में फेल गई। यह इस्लाम धर्म था। भारत को भी इसके उदय और 
विस्तार का अनुभव हुआ । इस्लाम भारत में पहले पहल अरबों के साथ आया ; 


पंग्रंबर मुहम्मद 
ईसा की छठी शती के अंत में अरब देश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने 
न केवल अरब देश के वरन एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के इतिहास को ही 
बदल दिया । ये थे मुहम्मद, एक नवीन धर्म--इस्लाम के प्रवर्तक (पंग्रंबर)। बचपन में 
ही दुर्भाग्य से मुहम्मद के पिता इनके जन्म से ठीक पहले चल बसे। इनकी माता भी 
' इनकी छोटी उम्र में ही मर गईं | इनके एक चचा ने इनका पालन-पोषण किया । 


30 । ' प्राचीन भारत , 


अरब देश इस समय व्यापार का केन्द्र था। यहाँ जल और थल दोनों मार्गों से 
व्यापारिक सामान आता था। मक्‍का और मदीना दो प्रसिदृध नगर थे जहाँ धनी व्या- - 
पारी रहा करते थे। उनके पास ऊँटों के बड़े-बड़े कारवाँ थे। धन इन्हीं दो नगरों तक 
सीमित था। जो लोग रेगिस्तान में रहते थे वे बड़े ग़रीब थे और उनका जीवन .बड़ा 
 कठीर था। 
ऊँटों के कारवाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में इस्तेमाल किए 
जाते थे। ऐसे ही एक कारवाँ में .काम करके मुहम्मद,अपनी रोज़ी कमाते थे। इस 
कारणं इनको एकाकी मरुभूमि में लंबी यात्राएँ करनी पड़ती थीं और चिन्तन करने को. 
काफ़ी समय मिलता था। राजनीतिक दृष्टि से अरब समाज कई क़बीलों में बँटा हुआ 
था जो सदेव एक दूसरे से लड़ा करते थे। मुहम्मद ने अपने देशवासियों के सामाजिक 
जीवन और धामिक विश्वासों के विषय में बहुत कुछ विचार किया। उन्होंने अनुभव 
' किया कि यदि वे किसी प्रकार एकता के सूत्र में बँध जाएँ, तो वे आपस में लड़ना छोड़ 
देंगे और समृद्ध व शक्तिशाली हो जाएँगे। 0 


नवीत धर्म . 


मुहम्मद को अपनी जाति के लोगों के धामिक विश्वासों पर संतोष न था क्योंकि 
: वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे | (यहूदियों और ईसाइयों की भाँति) मुहम्मद का भी 
विश्वास था कि ईश्वर एक है और पत्थरों की तथा ऐसी और चीजों की पूजा करना 
व्यय है जेंसा कि उस समय अरब लोग कर रहे थे। वे इन बातों के विषय में और 
ध्यानपूरवंकं विचारने लगे। उन्हें अब यह. अनुभव हुआ कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए 
. नियुक्त किया है कि वे उसका संदेश जन साधारण तक पहुँचाएँ 
| मुहम्मद का कहना था कि ईश्वर एक-हैं जिसे अल्लाह कहा जाता है और वे 
स्वयं (अर्थात मुहम्मद) उसके पैग्रंबर हैं। -जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम 
, कहलाए और उनका धर्म इस्लाम कहलाया | “कुरांन' के अनुसार, .जिसे मुसलमान 
ईश्वर का कथन मानते हैं, जब-कभी आवश्यकता होती है. ईश्वर अपना एक रसूल या 
पैगरंबर संसार के मनुष्यों के पास भेजता है । इन पैगंबरों में से केवल कुछ के नाम क़रान ' 


भारत और विश्व 3] 


में दिए हुएं हैं। मुहम्मद ने पुराने पैशंबरों में से कुछ जैसे यहूदी पंग्रंबर अब्राहम 
(इबराहूम) व मोजेज़ (मूसा) और ईसा मसीह को पैग़ंबर स्वीकार किया.। अपने 
अनुयायिप्लों को उनका आदेश था कि वे दिन में पाँच बार “नमाज पढ़ें, व्रत रखें, मक्का 
की तीर्थयात्रा करें और ग्रथाशक्ति दान दें। उन्होंने आचरण संबंधी कुछ नियम भी | 


बनाए। उन्होंने.इस बात पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं और 
मुसलमानों को वर्ग भेद या जाति भेद नहीं मानना चाहिए । 


पहले उन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी और संबंधियों को मुसलमान बनाया । 


परंतु नए धर्म को गुप्त रखना आवश्यक था, क्‍योंकि यदि अरब लोगों को इसका पता 
लग जाता जो वे मुहंम्मद से नाराज़ हो जाते ।.' 


थी ७७). ५ ७-० ...०॥. ७ 
जम 
क ५.49 4-७ ०-७४६००००००४७) |. ७) ७ 
. ७९५ ७6 :0:50/ » ७80 ७ »८.6७४॥८/... 
प्राचीन कफिक लिपि में लिखी हुई कुरान को कुछ पंक्तियाँ 


मक्का के निवासियों कों जब नवीन धर्म का पता लगा तो' उन्होंने मुहम्मद को 
मारने की धमकी दी और इस पर वे मदीना भाग गए | यह घटना 622 ई० में हुई और 
मुस्लिम संवत्‌ (हिंजरी) उसी वर्ष से प्रारंभ होता है। अंत में मक्का के लोगों ने भी नए 
धर्म को स्वीकार कर लिया ।. 


52 । प्राचीन भारत 


इस्लाम का प्रसार 

632 ई० में मुहम्मद को मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का ज़ोर-शोर से प्रचार आरंभ 
हुआ । एक शताब्दी के मंदर ही अरब सेनांझों ने एक बड़े इलाके को जीत लिया। उनकी 
विजय-पताका पश्चिम एश्रिया से उत्तरी अक्रीका के उस पार स्पेन .तक फहराने लगी। 
इस क्षेत्र पर खलीफ़ा का राज्य स्थापित किया गया । पंग्रंबर के उत्तराधिकारी को 
खलीफ़ा की पदवी दी जाती थी, वही देश का शासक भी होता था।.. 

अरब राज्य बहुत विस्तृत था। अरब जाति, एक ओर पश्चिम एशिया और 
यूनान की प्राचीन जातियों और संस्क्ृतियों तथा बूशरी ओर यूरोप की संस्क्ृतियों के 
बोच सेतु बन गई। भारत पर भी इस्लाम धर्म का जो यहाँ अरब जाति द्वारा लाया 
गया प्रभाव पड़ा । 


भारत में अरब-निवाशों 


72 ई० में अरबों ने सिन्ध जीत लिया और उन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई 
करने की धमकी दी, परंतु उस प्रदेश को जिसे आज राजस्थान कहते हैं, स्थानीय शासकों 
ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया । फिर भी सिन्ध पर उनका राजनीतिक आधिपत्य रहा। 
सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम धर्म ने जड़ पकड़ी । परंतु अरब लोग सिर्फ़ 
विजेता बनकर ही यहाँ नहीं आए । भारत के पश्चिमी तट पर अनेक व्यापारिक बस्तियाँ 
बस गईं जिन्हें पश्चिमी एशिया के अरब व्यापारियों ने स्थापित किया था। यहाँ वे 
स्थानीय निवासियों के सांथ मिल-जुल कर रहते, उन्हीं में शादी करते तथा एशिया के 
अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में भाग लेते थे । 


€ 


निष्कर्ष 


इस प्रकार ईसा की आठवीं शती में भारतीय सभ्यता फल-फूल रही थी और 
भारत की जनता सुखी-'पी । भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित न थी। दूसरें 







.>दैशों के लोग भी इसी षय में जानते थे। कभी-कभी निकट और गहरे संबंध हो जाने 
पर उन्होंने भारज्ी ति के विकास में योगदान भी दिया। अरबों के साथ भारत में 


भारत और विश्व 093. 


केवल इस्लाम ही नहीं वरन कई नए सांस्कृतिक प्रभाव भी आए, जिनका आगे आने 
वाली शताब्दियों में विकास हुआ । इस प्रकार एक ओर भारत अपनी संस्कृति को बाहर 
भेज रहा था और दूसरी ओर एक नई संस्कृति को अपने यहाँ बुला रहा था । 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय तक भारतीय समाज, 
शासन और संस्कृति में कई परिवर्तत हो चुके थे। इन परिवर्तनों के परिणाम आने 
वाली शताब्दियों में देखने को मिले और इन्होंने भारतीय इतिहास को संपन्‍्न बना 
दिया । ! 

भारतीय इतिहास का प्राचीन काल अब समाप्त हो गया और भारत मध्य युग में 
प्रवेश करने लगा । 


अभ्यास 


६ निम्नांकित प्रधनों के उत्तर दो : 

[. भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ किस प्रकार संपर्क बढ़ा ? 

2. उन देशों के नाम बताओ जित पर भारतीय संस्कृति की छाप थी । उनके प्राचीन 
नाम भी दो | 

3, उन मंदिरों के भी नाम बताओ जो इन देशों में बते और जिन पर भारतीय प्रभाव 
था । साथ हो उन देशों के नाम बताओ जहाँ ये स्थित हैं । 

4, क्‍या इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की कोरी नक़ल थी ? अपने उत्तर के 
' समर्थन में उदाहरण दो ।. ह 

5, ईसो की सातवीं शताब्दी में अरब प्रदेश की क्या दशा थी ? 

6. मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रभाव का कहाँ तक विस्तार था ? 

7. इस समय अरब-निवासी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर क्या कर रहे थे ? 


ता, तौचे दिए हुए वाक्‍यों के सामने 'हाँ' या 'नहीं लिखो 
.. ]., भारतीय ब्यापारी कौंडिन्य ने कंबोडिया को विजय की । (5. «)) 


हक 3 १ हि + 


प्राचीन भारत . 


, भारतीय संस्कृति दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के नगरों तथा राज दरबारों में अधिक 


2 
"लोकप्रिय थी । 5 (5) 
3. बोरोबोदुर जावा का एक हिन्दू मंदिर है। ] 
4; दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रत्येक देश की संस्कृति में कुछ अपनी विशेषता है। ( ) 
“5. कंबोडिया में बेयांत का मंदिर बौदूध मंदिर है। ह | [ ) 
6, अरबों ने भारत के मालाबार-तट को जीता । ह ह ( .-) 
4. मुहम्मद ने प्राथंना, दान और एक सर्वोपरि ईश्वर में विश्वास पर बल दिया । 
हर कि हु 
ेल्‍ $, इस्लाम में वर्गगत और वर्णगत भेदों पर ज्ञोर॑ दिया गया है। ( | 
गा, प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए उपयुक्त शब्द था शब्द-सम्‌ह को चनफर रिक्त 
.... स्थान झरो ] | 
. |. बर्मा का प्राचीन नाम'''' ५ मलाया का , कैंबीडिया का और . 
जावा का*****'': है । (यवद्वीप, कंबोज, सुबर्णद्वीप, सुवर्ण भूमि) 
2. दक्षिण-पूर्वी एशिप्रा :में प्रारंभ में लोकप्रिय था, बाद को'''*** «लोकप्रिय 
.' हो गया। - | . (बोद्ध धर्म, हि दू धर्म) 
3. अडकोरवांट का मंदिर''*"**** में है, बोरोबोदूर का मंदिर'****** में है। । 
पी | ह भा कंबोडिया) 
. ए. रोचक काये आ 


'भारत और दक्षिण-पुर्व एशिया के मानचिंत्न में उन देशों को दुढ़ो और नाम बताओ 


जहाँ भारतीय संस्कृति फैली 


» देक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बने हुए हिन्दू और बौद्ध मंदिरों के चित्र इकटठे करो 


| और उन्हें अपनी चित्नावली में चिषकाओ। 


. दक्षिण-पूर्व एशिया में मिलने वाली बुद्ध की प्रतिमाओं की तस्वीरें इकटढी करो । 
» विश्व के मानचित्र में अरबों दुवारा जीते हुए क्षेत्रों को दृढ़ो । ह 
5. इस प्रदेश की | प्राचीन मस्जिदों के कुछ चित्तों का संग्रह करो । - 


ईसा पूर्व 


2500--700 


500 से 


महत्तपूर्ण तिथियाँ 


हड़प्पा-संस्कृति । 
आयों का आगमन | . 


]200--800 और बाद में गंगा घाटी में आयों का विस्तार । 


600 
$599--527 
563---483 
542 
492 
चौथी शताब्दी 
327--326 
32] 

303 
.269--232 
260 

85 

प्रथम शताब्दी 


उत्तर भारत के 6 महाजनपदों का यूग । 

महावीर । 

गौतम बुद्ध | 

बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बेठा | 

अजातशत्रु मगध का राजा बना । 

मगध में नंद वंश का शासन । 

सिकंदर का आक्रमण । 

चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की । 
सेल्यूकस निकेटर की चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजय । 


अशोक | 
कलिगबयुद्ध।._ 
: मौय साम्राज्य का पतन । 


पश्चिमोत्तर में बेक्टियन राजाओं का शासन । 

सातवाहन वंश का उदय । | 

दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति का आरंभ । 

प्राचीन भारत में आमतौर से प्रयोग में आने वाले तिथि-क्रम 
विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ । 

पश्चिम भारत में शक । 

दक्षिण में संगम-काल । : 


38 


ईस्वी सन 
78 


तृतोय शताब्दी 
320 
330--380 
380 --45 
405--4! 
. 450 
छठवीं शताब्दी 
569--632 . 
005--647 
630-- 643 
608 --642 


सातवीं शताब्दी 


622 
72 


प्राचोत भारत 


प्रायः विदवान स्त्रीकार करते हैं कि इस तिथि को कतनिष्क 
गददी पर बैठा और इसी.,से शक संबत्‌ का प्रारंभ हआ। 
कषाणों का पतन । 


सातवाहनों का पतन । 


द्रगप्त प्रथम, गप्त-संवत्‌ का प्रारंभ । 
समुद्रग॒ृप्त । 

द्रग॒प्त द्वितीय (विक्रमादित्य) 
भारत में फ़ाहयान । 


' गण्त साम्राज्य पर प्रथम हण आक्रमण । 


पलल्‍लव राज्य की स्थापता । . 

वातापी में चालुक्यों का उदय । 
इस्लाम के प्रवर्तेक (पंग्रंबर) मुहम्मद । : 
हष॑वर्धन |. 

भारत में हयूनसाड । 

चालुक्य तरेश पुलकेशिन । 


: तमिल संत अल्वार और नयनन्‍्नार । 
, हिजरी संबत्‌ का प्रारंभ ! 


अरबों द्वारा सिन्ध-विजय । 


यह याद रखना आवश्यक है'कि प्राचीन भारतीय ईतैंहास की एक प्रमुख समस्या . 


- तिथियों की अनिश्चितता है। जहाँ कहीं भी स्पष्ट तिथि का उल्लेख नहीं. है, प्रत्येक 
इतिहासकार साक्ष्य के आधार पर अपने ढंग से तिथि निर्धारित करने का प्रयत्त करता | 
है। इस संबंध में संप्राट अशोक का राज्यारोहण एक उदाहरण है. सामान्यतः 
विवादास्पद तिथियों में 5 से 0 वर्ष तक का अंतर देखने को मिलता है (यद्यपि कनिष्क 
को तिथि के संबंध में यह अंतर 50 वर्ष से भी अधिक का है) । इस प्रकार प्राचीन 
भारतीय इतिहास की किन्हीं भी दो. पुस्तकों में सब घटनाओं के लिए एक-सी तिथियां 


नहीं मिलती । 


सुप्रसिदृध विभृतियाँ 


600 ई० पृ० से लेकर 400 ई० पृ० तक 


-. गौतम बुद्ध _ बौद्ध धमम के संस्थापक । 
2. सहावीर.. ज॑न धर्म के प्रचारक । 
. 3. बिस्विसार मगध का राजा । ह 
. 4. अजातशनत्रू... . मगध का राजा, विम्बिसार का उत्तराधिकारी । 
400 ई० पृ० से लेकर 300 ई० पू० तक 
5, सिकंदर . ... मक़दूनियाँ . का राजा जिसने पश्चिम एशिया और उत्तर- 
..... .. : पश्चिम भारत पर आक्रमण किया । ह 
6. चन्द्रगुप्त सौय॑य.._. मगध का शासक जिसने मौय॑ साम्राज्य की नींव डाली । 
7. कौटिल्य ... . चन्द्रगुप्त मौय का मंत्री जो चाणक्य के ताम से भी विख्यात 
' ा है और जिसे अधथंशास्त्र का लेखक भी कहा जाता है। 
है 


: सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी सेनापति जो सिन्धु नदी के पश्चिम सें स्थित - 
.... . प्रदेश पर शासन करता था और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 

। के पराजित किया थां 

. : 9. सेगस्थनीज्ञ एक राजदूत जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चन्द्रगुप्त. मौय्य के 

...._ _: . - पास भेजा था और जो भारत के संबंध में अपनी पुस्तक 
इंडिका के लिए प्रसिद्ध है.। 


300 ई० प्‌० से लेकर 200 ई० पू० तक 


: ॥0. बिन्दुसार . '' चंन्दगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी । 
4. शोक . बिन्दुसार का. उत्तराधिकारी और मौर्य शासकों में सबसे 
च अधिक प्रसिदृध। 


]40 


2 
83. 


44, 


85, 


6. 


॥7. 


48. 


9. 


20. 


' 24. 


िपपमनकी, 


: 22. 


: 23. 


24, 


प्राचीन भारत 


200 ई० पू० से लेकर 400 ई० तक 


सातकण प्रथम 
मिनांडर 


गौतमी पुत्र सातर्काण 


क्‌निष्क 


00 
रुद्रदासन 
तेडनजे राल भडन 
अश्वधोष 
चरक 


सुध,त 


दक्‍्कन के सातवाहन शासकों में सुप्रसिद्ध नरेश । 
पश्चिमोत्तर भारत का इंडो-भ्रीक शासक जो बौद्ध हो 
गया था। 

सातवाहन शासक जिसने ईसा की प्रथम शी में सातवाहन 
शक्ति को फिर से स्थापित किया। 

पश्चिमोत्तर भारत के कुर्षाण शासको में सबसे महान । 


ई० से लेकर 300 ई० तक 


पश्चिम भारत का सबसे बड़ा शक शासक । 

केरल का प्रसिद्ध चेरे शासक । 

महायान शाखा का प्रसिद्ध बौद्ध दाशंनिक और कवि 

बुद्ध चरित का रचयिता | 

भारतीय चिकित्सा शास्त्र (आयुर्वेद) का एक महान 
आचाय और इस शास्त्र का प्रामाणिक प्राधिकारी । 

भारतीय आयुर्वेद का महान आचार्य, ग्रंथकार और .शल्य- 
शास्त्री । 


300 ई० से 500 ई० तक 


चन्द्रगुप्त प्रथम 
समुद्रगुप्त 


न्द्रगुप्त द्वितोय 


फ़ाहयान 


गुप्त वंश का प्रथम प्रसिदूध शासक । 

गुप्त वंश का एंक महात शासक जो कवि और संगीतज्ञ 
भीथा। 

समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी जो विक्रमादित्य के 
नाम से भी विख्यात है । 

एक चीनी यात्री जो गुप्त काल में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन 
करने के लिए भारत आया था । 


25, 


26. 
27. 


28. 
29. 
- 30.' 


34. 
32. 


33. 
34. 


सुप्रसिद्ध विभूतियाँ * ]4] 


कालिदास भारत का एक महान कवि और नाटककार जिसने रघु- 
न बंश, कुमार-संभव, भेघदूंत, अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌, विक्रमों- 
वेशीय और मालविकाम्निमित्र की रचना की । 
आयेध्नट ज्योतिषी और गणितज्ञ । 
वराहमिहिर गणित और फलित ज्योतिष का सुप्रसिद्ध ज्ञाता | पंच्ष- 
सिद्धांतिका का लेखक । 
500 ई० से लेकर 800 ई० तक 
महेन्द्रवर्मन दक्षिण का पल्‍लव शासक । 
पुलकैशिन द्वितीय वातापी का चालुक़्य राजा जो हर्ष का समकालीन था । 
ह्‌षे एक उत्तर भारतीय राज्य का 'शासक और संस्कृत के तीन 
नाटकों का लेखक । | 
वाण हर्ष का दरबारी कवि, सुप्रसिदृध कथा कादम्बरी का 
रचयिता तथा हर्ष की जीवनी हर्षच्चरित का लेखक । 
है युनसाहः एक चीनी बौद्ध यात्वी जो हर्ष के समय में भारत आया । 
विशाखदत्त नाटकका र। मुद्राराक्षत नाटक का रचयिता । 
दंडी संस्कृत गदय-लेखक; दशकुमारचरित का रचयिता। 


. 3200 


' तुलनात्मक तिथि-कऋम ; री 
' तिपियाँ (मेलोपोटामिया) हु 










अंग शि:हुप्ला४ ति सहाप्राफार 
सिकंदर ५.५ वध 

बा ऐ । की विजय | नहर कंदर की विजय ५० हक 

400) ।॥ पारतोक प्रभुत्द | यारसोक आधिपत्य दारपबहुघ 

500 | ॥ 7 दैरोदोतल फी याः ॥ नव घेढिलोत काल ०० (देरिपस ) ८ ६ चर 

0५0९) निख्ण नेवुचदनेज्जर #ण्कुरप (णाइस्त) ६०॥ "महावोर 

700 + ; 


800 
900 
000 
06 
स्‍200 
]300 
4400 
।500 
606 
।700 
।800 
॥900 
-2000 
2।00 
२206 
2300 
2406 
2500. 
2500 | 
2700 5६॥ 
2800 
2900 
3000 
' 300 


क्षों का | | ' 
पारमीकों क । ्छ 


॥रेमेसेस द्वितीय 
ह ,तूततखामेन 
॥ अखेनातेन 


| 
' 


चर्मों नव पाणाण युग दि 


काल 
वत्तर .हड़प्पा कालोन तार-पस्थर 
उत्तर-पश 





हडप्पा संस्कृति 


! - 





3300 
३400 
3500 | ४ 
3600 - ०“ 





* टीका और शब्द-संग्रह 


भर्ति . आग का देवता । 

अभिलेख ह लेख जो पत्थर, धातु या मिट॒टी आदि पर उत्कीर्ण किया 
पक | जाता था। 

, अमरात्य मंत्री ! । 

अह्वार ह विष्णु के भक्त : तमिलनाडु के वेष्णव संत । 

अश्वसेध एक प्रकार का अंनुष्ठान जिसके दवारा राजा लोग अपनी 


शवित का प्रदर्शन करते थे। एक चुना हुआ घोड़ा राज- 
कुमारों और सनिकों के संरक्षण में कई वर्षों तक घुमने के 
लिए खुला छोड़ दिया जांता था और फिर विस्तृत वेदिक 
कर्मकांड के साथ किए गए यज्ञ में उसकी बलि दी जाती 
थी। यह अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। इसका उद्देश्य यज्ञ 
करने वाले राजा की उन प्रदेशों पर प्रभसत्ता घोषित करना 
था जिनसे होकर यज्ञ का घोड़ा गुज़रता था । 


अहिसा जीवित प्राणियों को कष्ट न पहुँचाने का सिद्धांत, । 
आदिम अवस्था, सभ्यता के उदय से पहले की प्रारंभिक अथवा अत्यन्त 
। प्राचीन काल की अवस्था । 
इस. तृफ़ान और युद्ध का देवता । 
ईडिक्ट.....' : आदेश जिसकी एक विशेष अधिकारी दवारा घोषणा की 
ह ... जाए। 
' जषा ह . प्रातः काल की देवी । े 
क्र : जो धन राज्य की ओर से शासन का खचे चलाने के लिए . 


नागरिकों से मांगा जाता है। 


]44 


कांस्प-पुम 


खुरचनेवाला औजार 


गणराज्य 


ग्राम 
ग्रामणी 
चकमसक 


चित्र-लिपि 
घखितलेख 


चेत्य 

जन 

जन-जाति 

जाति 
तास्न-पाषाण युग 
(फल्कोलिथिक) 


द्स्पु 


प्राचीन भारत 


वह युग जिसका नव पाषाण-युग के बाद आगमन हुआ और 
जब कांसे के औज़ार और हथियार अधिकतर प्रयोग में 
लाए जाते थे । 

पत्थर का एक औज्ञार जिससे पाषाण-युग का आदमी बालों 
को छील-खुरच कर कपड़ों या छाया के लिए काम में 
लाता था। 

शासन का एक प्रकार जिसमें शक्ति जनता अथवा निर्वा- 
चित मनुष्यों के सम्रुदाय या निर्वाचित प्रमुख के हाथ में 
होती है और जिसमें वंशानुगत राजा नहीं होता । 

गाँव में रहनेवाली जन-जांति की एक छोटी इकाई । 
ग्राम का मुखिया । 

एक प्रकार का कठोर पत्थर जो कंकड़ों की शक्ल में पाया 
जाता था और जो प्राय: भूरे रंग का होता था और तोड़ने पर 
जिसकी धार तैज़ होती थी और जो क्ूटने पर नुकीला हो 
जाता था । ह 
एक लिपि जिसमें चित्र बकेतों का प्रयोग होता है। 

चित्र की तरह के चिहृ न जो अक्षरों या शब्दों को प्रकट 
करते हैं । 

एक पवित्र स्थान (मन्दिर) । 

किसी कबीले के लोग । | 
एक ही प्रजाति से संबंध रखने वाले क्टुम्बों का समृह । 
वर्ण । 

वह युग जिसमें ताँबे या काँसे के औजार और हथियार तथा 
छोटे पत्थर के औज़ार इस्तेमाल किए जाते थे और जिसमें 


' मनुष्य स्थिर जीवन व्यतीत करता धा । 
' इस नाम से आये लोग अपने से पहले के भारत के निवासियों 


को पुकारते थे । 


/ देवनागरी लिपि 
धर्म-महामात्र 
तपततार 
शहव-पाधाण युग 
निर्वाण 
पारसी धर्म 
पाषाण-पुग 
पित-प्रधात कुटु सूबे 


पुरातत्व-विज्ञान 


पुरातस्वबेत्ता 


वृततोहित, 


टीका और शब्द-संग्रह्‌ 45 


वह लिपि जिसमें आजकल हिन्दी, मराठी, नेपाली और 
संस्कृत लिखी जाती है । 

अशोक के अधिकारी जो देश का दौरा करते थे और लोगों 
को धर्म का पालन करने के लिए समझाते थे । 

शिव के भक्त तमिलनाडु के शैव संत । 

एक युग जब मनुष्य पालिश किए हुए पत्थर के औज़ारों 
का प्रयोग करता था, पशु पालता था, बेती करता था और 
गाँवों में स्थिर जीवन बिताता था । 

बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की वह स्थिति जब जन्म-मरण 
के चक्र से वह मुक्त हो जाती है और फिर उसका पुनजन्म 
नहीं होता । 

एक धर्म जिसे ईरान के जरथुस्त्न ने बनाया । 

पाँच लाख वर्ष से भी अधिक पुराना युग जब मनुष्य पत्थर. 
के औज़ारों और हथियारों का प्रयोग करता था । 

एक कुदु म्व जिसमें सबसे बड़ा-बृढ़ा सदस्य कुंटु म्ब का 
मुखिया समझा जाता है। ह 

बह विज्ञान जो मानव जाति के भौतिक अवशेषों के आधार 
पर उसकें प्रारंभिक इतिहास एवं संस्कृतियों का अध्ययन 
करता है। संक्षप में, प्रारंभिक समाजों और संस्क्ृतियों के 
भौतिक अवशेषों का वेज्ञानिक अध्ययन ही पुरातत्तव- 
विज्ञान है । ह 

पुरातत्त्व-विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यवित। पुरातत्त्व- 
विज्ञान में प्राचीन समय के अवशेषों के आधार पर मनुष्य 


के पूर्व इतिहास और उसकी संस्क्रृतियों का अध्ययन किया 


जाता है। 
पुजारी जो धामिक कृत्य करवाता था । 


46 

पुर्ब-पोषाण युग 
(पुराना पत्थर का युग) 
प्राकृत ह 
बलि 


। बाँकां (चोपर) 
बोधिसस्व॑ 


ब्राहमी 
अमणशील या ख़ानाबदोश 


." संडल या क्षेत्र द 
मातृ बेबीं 

.. मुखिया 

मुहर, 
बिहार 

संगम साहित्य 


. ब्राचोन भारत 


वह युग जब मनुष्य पत्थर के भददे औजार और हथियार 
बनाता था और घमने-फिरने-वाला जीवन व्यतीत करता था। 


. प्राचीन भारत में आमतौर से बोली जाने वाली भाषा. 
: धाभिक रीति से किसी देवता को (पशु या पौधे की) बलि 


चढ़ाना । 


' |. पत्थर का औजार जिससे छेंदा या काटा जाता था । 


बोद्ध धर्म की महायान शाखा में वह व्यक्ति जो बुद्धत्व - 
प्राप्त करने के योग्य. होकर भी मानवता की सेवा के लिए 
उस लक्ष्य का परित्यागं कर देता है । बुद्धत्व प्राप्त करने 


. के पहले बुद्ध की स्थिति। _ 


प्राचीन भारत में प्रयोग में आने वाली लिपि । ह 
जन-जातियाँ, जो भोजनं की तलाश में जगह-जगह घम कर 
जीवन बिताती हैं । 

प्रांत 


5. देवी... | 
"गाँव का प्रधान । बे 
*'. - मिट्टी या पत्थर का बना हुआ एक ठप्पा जिसके एक. ओर 


डिज़ाहन बना रहता. थां | 


मौये स्राज्राज्य .का एक अधिकारी, जो करों का हिसांव 
रखता था। 


वह इलाका जिसमें. राजा.राज करता था और जिस पर 


उसका अधिकार होते था । 
: गाँवों का समुदाय, जन-साधारण । 
. वह स्थान या मठ जहाँ:बोदूध भिक्षु रहते थे । 


संग्रैठित कारीग़रों का समुदाय, गिल्ड या कंपनी । - 


: तमिल में कविताओं का संग्रह जिनकी रचना ईसा पूर्व कौ 
अन्तिम और ईस्वी सन्‌ की प्रारंभिक सदियों में. हुई । 


सभा 
ःसब्पता 


समिति 


स्त्प 
साहित्यिक-साक्ष्य 


सूर्य 
हुड़प्पा-संस्क्ृति 


टीका और शब्द-संप्रह 47 


एक क़बीले के विशिष्ट पुरुषों की जमात । 
मानव इतिहास की वह स्थिति जिसमें नगरों की स्थापना 


कैबाद-मनुष्य ने अधिक संगठित और व्यवस्थित जीवन 


बिताना आरंभ किया | 

संस्थान जेहाँ एक जत-जाति के लोग अपनी समस्याओं पर 
विचार करते थे । 

बौदूध अवशंषों का टीला। 


7५३३ को जानने के लिए जो साक्ष्य हमें साहित्य से मिलते 
। 


प्रकाश का देवता । ह 

वह संस्कृति जो ई« पूर्व 2500 से लेकर ई० पूर्व 700 तक 
सिन्धु, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और गुजरात में फंली 
हुई थी । हंड़प्पा इस संस्कृति का एक स्थान है। सिन्धु इस 
प्रदेश को मुख्य नदी होने के कारण यह सिन्धु-धाटी की 
सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


हस्तलिपियाँ (पॉड्लिपियाँ) हाथ की लिखी पुस्तकें अथवा प्रपत्र । 


नागरिक शास्त्र 


हमारा नागरिक जीवन 


दि० सी० सुले 
अमी चंद शर्मा 


संपायवन संडझज 


अध्यक्ष 


डा० वीर बहादुर सिंह 


- सवस्थ 
डा० सुहम्मद अनस 
कु० अहिल्या चारी 

आझ्रो० सत्य भ्रूषण 
रझा० दि० सी० गुले 
श्वी अजु न देव 


संयंॉचजिपफर 
घरो>० भा० स० पारस्वय 


अविकथन 


हमारा नागरिक जीवन माध्यमिक-स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक माला 
की प्रथम पुस्तक है। कक्षा 6 की इस पाठ्यपुस्तक में उतर महृत्त्वपण स्थानीय संस्थाओं पर विचार 
किया गया है जो हमारे नागरिक जीवन के उत्थान के लिए काये करती हैं। कक्षा ? की पाठ्य- 
पुस्तक में हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं तथा राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर शासकीय कार्यो 
के संबंध में विचार किया जाएगा। वक्ष 8 की पाठ्यपुस्तक में उन सामाजिक एवं आधिक 
चुगौतियों पर विचार किया जाएगा जिनका सामता आज हमारे देश को-करना पड़ रहा है। 

इस पाठ्यपुस्तक में मूल नागरिक प्रक्रियाओं के संबंध में समाज सापेक्ष ज्ञानन्सामग्री दी 
गई है और प्रयास किया गया है कि इससे तागरिक. उत्तरदायित्व की भावना के विकास में सहायता 
मित्रे । स्थानीय संस्थाएँ जैसे प्राम पंचायतें, तगरपालिकाएँ, सहकारी पमितियाँ आदि, हमारे ऐसे 
प्रजातंत़् के आधार हैं जिसमें संपूर्ण जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है। इस पाठ्यपुस्तक का 
उहेश्य विद्यार्थियों को इत संस्थाओं की कार्यश्रणाली ते अवगत कराता और संस्थाओं के प्रति उममें 
वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना है | 

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के रीडर, डा० दि० सी० मुले ओर 
प्रवक्ता श्री अमीचरद शर्मा ने यह पाठ्यपुस्तक लिखी है। पुस्तक की पांडुलिपि रांपादन मंडल द्वारा 
पढ़ी गई और मंडल के सुझावों के अनु्तार लेखकों ने पाठ्यपुस्तक को संशोधित किया। संपादन 
मंउल इनके प्रति आभारी है। प्रो० भा० स० पारख, प्रो० मुहम्मद अनस, कु० अहिल्या चारी 
और श्री अर्जुन देव के प्रति भी उनके सहयोग और योगदान के लिए हम आभारी हैं। 

पांडूलिपि मूलतः हिंदी में लिखी गई थी । लखनऊ विश्वविद्यालय के यूरोपीय इतिहास 
विभाग के मेरे सहयोगी डा० के० सी० श्रीवास्तव ने भेरी प्रार्थना पर बहुत थोड़े समय में ही « 
इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। श्री सी० के? वाजपेयी ने पाठ्यपुस्तक के चित्रों को रूपरेखा 


छः 


नैयार की और इनकी रचता श्री के० सी० बाघ और कु० रजेना वाजपेयी ने की । संपादन 
मंडल इन सबके प्रति कृतज्ञ है। 


ची० ब्० स़िहु 


अध्यक्ष, 
संपादन मंडल, माध्यमिक स्तर साभाजिक विज्ञान 


विषय-सूचो 


प्राकक्थन 

अध्याय. --नागरिक जीवन की तैयारो 

अध्याय 2-हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप 

अध्याय 3--गाँवों का पिछड़ापन और सामुदायिक विकास 
अध्याय 4--हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता 
अध्याय 5-ग्राम पंचायत 

अध्याय 6-पंचायती राज 

अध्याय 7--नगरपालिकाएँ तथा नगर निगम 
अध्याय 8-जिला प्रशासन 

अध्याय 9--सावंजनिक संपत्ति 

अध्याय 70--नतागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग 


]5 
23 
29 
36 
47 


55 


65 
है। 


हम सब भारतीय हैं 





ह ईसाई हम सप्ती हस घर में रहते हैं 


“अध्याय | 


नागरिक जीवन की तेयारी 


गायक्ति देवा: किल गीतका नि, 
धन्यात्तु ये भारत भूमि भागे। 


हम सब भारत के नागरिक 


हम सब भारत के निवासी हैं। भारत के निवासी होने के कारण हम सब भारत 
के नागरिक हैं। प्रत्येक चीनी चीन देश का नागरिक होता है। प्रत्येक जापाती जापान 
देश का नागरिक होता है। उसी तरह प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक कहलाता 
है। भारत हम सबका देश है। हमारे देश में लगभग साढ़े पाँच लाख गाँव और ढाई 
हजार शहर हैं। इन गाँवों और शहरों में हम सब सामूहिक रूप से रहते हैं। 


सहयोग से हो जीवन संभव है 


हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। हमें खाने को भोजन चाहिए। हमें 
पहनने को वस्त्र और रहुने को. मकात चाहिए। इन सारी आवश्यकताओं को हम स्वयं 
पूरा नहीं कर सकते । इसलिए हमें माता-पिता, पड़ौसी, ग्रामवासियों, मजदूर, किसान, 
दुकानदार आदि की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। 

तुमने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा होगा कि आदिम मानव किस तरह भोजन की 
खोज में जंगलों में इधर-उधर भटकता था। धीरे-धीरे उसने खेती करना सीखा और 
बह एक जगह स्थायी रूप से समाज बनाकर रहने .लगा। प्राचीन काल में लोगों का 
जीवन सरल था। उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वे पास की नदीं या क्षील से 


2 9, 3३; ह हमारा नागरिक जीवन 


पीने के लिए पानी लेते थे । गाँव में जो कुछ अनाज आदि पैदा होता था वही उनका 
भोजन होता था। आसपास मिलने वाली मिट॒टी, फूस और लकड़ी आदि से वे अपने 
घर बता लेते थे । परन्तु आज कई छोटे और बड़े शहरों में पीने का पानी नलों के 
द्वारा प्राप्त होता है। खाने की वस्तुएँ देश के कई भागों से आती हैं। उसी तरह्‌ 
मकानों के लिए पक्की ईंट, पत्थर, लोहा और सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आज 
का मनुष्य भोजन, वस्त्र और मकान के अलावा, शिक्षा और मनोरंजन भी चाहता है। 
उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं | इनको पूरा करने के लिए कई मनुष्यों के सहयोग 
की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए रेल, डाक, तार, बिजली आदि के प्रबन्ध के 
लिए लाखों कर्मचारी-पुरुष और स्त्री मिलकर हमारी सहायता करते हैं। इस सहायता 
से हमारा जीवन चलता है। 


सम्ााज और नियम 


इस तरह हम देखते हैं कि समूह में रहने की भावता और अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए मनुष्य ने कुटुब और समाज का निर्माण किया । हम प्रत्येक पल कुटुंब 
या समाज में रहते हैं। जिस तरह हम हवा को प्रत्येक पल अपने फेफड़ों में लेते हैं और 
निकालते हैं, लेकिन उसका आभास हमें हर पल नहीं होता, उसी तरह कुटुब 
और समाज में चौबीस घंटे रहते हुए भी उसका हमें आभास नहीं होता। तुम्हारे 
माता-पिता और भाई-बहिन मिलकर कुटुंब कहलाते हैं । तुम अपने कुटुंब के एक सदस्य 
हो। यह कुटुंब तुम्हारा समाज है।. तुम स्कूल में पढ़ते हो । तुम्हारे स्कूल में अन्य 
विदयार्थी भी पढ़ते हैं। तुम्हें स्कूल में बहुत से शिक्षक पढ़ाते हैं। इन विद्याथियों और 
शिक्षकों को मिलाकर तुम्हारे स्कूल का समाज बनता है। उसी तरह तुम्हारे पड़ौस, गाँव 
या शहर में रहने वाले लोगों को भी समाज कहते हैं। ह 

कुटु ब, स्कूल और पड़ौस में लोगों. की जो गतिविधियाँ चलती हैं, उन्हें हम 
नागरिक जीवन कहते हैं। जेसा कि हम देख चुके हैं, नागरिक जीवन सहयोग पर 
आधारित है। जब कई व्यक्ति एक साथ रहते हैं और मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं, 
तो उन्हें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। 


| नागरिक जीवन की तैयारी 
् हे 
स्कूल और नागरिक जोवन 


तुम्हारे स्कूल के भी कुछ नियम हैं । इन नियमों का पालन प्रत्येक छात्र को करना 
होता है । तुम्हारा स्कूल 0 बजे सुबह शुरू होता है । प्रत्येक छात्न को समय पर स्कूल में 
आना आवश्यक है। यदि कोई छात्र समय पर स्कूल नहीं आता है तो उसे दंड दिया 
जाता है। समाज में भी कई व्यक्ति नियमों को कभी-कभी तोढ़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों 
को दंड देने के लिए एक संगठन या सत्ता की आवश्यकता होती है। तुम्हारा स्कूल भी 
एक संगठन है। तुम्हारे अधानाध्यापक और शिक्षक मिलकर स्कूल के नियम बनाते हैं । 
इन नियमों का पालन न करने पर बे दंड भी देते हैं । 





पास-पड़ौस को स्वच्छ रखने सें हम अपने स्कूल और स्थानीय शासन 
। को सदद कर सकते हैं. 


जो कार्य हमें नियम के अनुसार करना होता है, उसे हम कत्तंव्य भी कह सकते 
हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना हमारे हित में होता है। समय पर स्कूल में 
आना, स्कूल में दिए काम को ठीक ढंग से करना और मन लगाकर पढ़ना तुम्हारी 
भाई के लिए है। इसलिए ये सब तुम्हारे कत्तंव्य हैं। तुम्हारे स्कूल में खेल-कूद प्रति- 


4 हमारा नागरिक जीवन 


योगिता, संगीत, वाद-विवाद आदि कार्यक्रम होते होंगे । इन सबमें भाग लेना भी तुम्हारा 
करत्त॑व्य है । इस तरह तुम्हारे स्कूल के तागरिक जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए 
तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। एक--स्कूल के नियमों का पालेन करना, दूसरा--शिक्षकों 
और अन्य.विदयाथियों को उनके कामों में सहायता करना और तीसरा--स्क्ूल के सारे 
कार्यक्रमों में रुचि लेता और अपनी योग्यता के अनुसार उनसें भाग लेता । 


कुटुंब और नागरिक जोवन 


कुटुंब को नागरिक जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई माना जाता है। तागरिक 
जीवन की बहुत-सी आवश्यक बातें तुम कुटुंब में सीख सकते हो । 





कुदुंच में हूम नागरिकता के कई गुण सीखते हैं 


नागरिक जीवन की तैयारी 5 


तुम्हारे कुटुंब में बहुत-से छोटे-बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे, तुम्हें या तुम्हारी 
बहिन को स्कूल में शिक्षा दिलाना है या नहीं । उन्हें किस स्कूल में प्रवेश दिलाना है । 
उन्हें किस तरह के और कौन से कपड़े सिलवाने हैं ? किस दर्जी से सिलवाने हैं ? इस 
तरह की कई बातों में रोज निर्णय लिए जाते हैं। शायद ये बातें तुम्हारे माता-पिता 
निश्चित करते होंगे । लेकिन कुटुंब के इन सब निणणयों में रुचि लेना और संभव हो सके 
तो उनमें भाग लेना, तुम्हारा भी कत्तंव्य है। उसी तरह अपने भाई-बहिल और माता- 
पिता को उनके कामों में मदद करना तुम्हारा कत्तंव्य है । 


गाँव, वीहर और नागरिक जीवन 


तुम्हारे पड़ौस, गाँव या शहर में अनेक कुट्ंब रहते हैं। इस तरह गाँव या शहर 
में बहुत से व्यक्ति रहते हैं। बहुत-से व्यक्तियों को एक जगह सामूहिक रूप से रहने के 
कारण कई प्रश्न और समस्याएं पैदा होती हैं। सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत 
का प्रश्न, बिजली या रोशनी के प्रबन्ध का प्रश्त, महामारी या छत की बीमारी फैल 
जाये तो उसे रोकने का प्रश्त, गाँवया शहर में पीने के पानी के प्रबन्ध करने की 
समस्या आदि प्रश्न सुलझाने होते हैं। इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए सारे ताग- 
रिक एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन को हम स्थानीय शासन कहते हैं । लेकिन तुम 
भी इन प्रशनों को हल करने में शासन की सहायता कर सकते हो । उदाहरण के लिए, 
यदि तुम स्वयं साफ और स्वच्छ रहोगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, तो तुम्हारे 
गाँव या शहर में कई बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। यदि घर का कूड़ा-करकट सड़क 
पर न फेंका जाए, तो तुम्हारे गाँवया शहर की सड़कें साफ रखने में मदद मिल 
सकती है । 

कुटुंब, स्कूल, गाँव और शहर के जीवन में तुम्हारा बहुत महत्त्व है। इन सबके 
लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो । लेकिन यह सब करने के लिए तुहें अभी से तैयारी 
करनी होगी। पहले स्थानीय शासन के विषय में जानना होगा। अपनी नागरिक 
योग्यताएँ बढ़ानो होंगी । नागरिक शास्त्र को इस पुस्तक में आगे तुम यही सब बातें 
सीखने वाले हो । 


हमारा नागरिक जीवन 
अभ्यास 


. नागरिक जीवन किसे कहते हैं ? केवल चार वाक्यों में लिखों । 

2. कोई एक उदाहरण देकर बतलाओ कि कैसे सहयोग से हमारा जीवन चलता है। ह 

3. स्कूल को ठीक ढंग से चलाने के लिए जो बातें आवश्यक हैं, उनमें से केवल दो मुख्य बातें 
बतलाओो । 

4. अपने कुटुंब के सदस्यों को तुम किन-किन बातों में मदद करते हो ? 


कुछ करने को 


अपने स्कूल के किसी कार्यक्म की गतिविधियों को ध्याक् से देखो । पता लगाओ शिक्षक 
और विद्यार्थी किस तरह एक दूसरे की सहायता करते हैं । 


अध्याय 2 
हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप 


हमारे गाँव 


क्‍ हमारा देश वास्तव में गांवों का देश है। हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गाँव में 
: रहते हैं। तुम पहले पढ़ चुके हो कि भारत में साढ़े पांच लाख से भी अधिक गाँव हैं । 
. इनमें से कुछ गाँव शहरों तथा कस्बों के पास बसे हैं लेकिन अधिकतर गाँव शहरों पे दूर हैं। 

खेती ग्रामवासियों का मुख्य धंधा होता है। इसलिए गाँव में मुख्यतः किसान रहते 
हैं। किसानों के अतिरिक्त कुम्हार, बढ़ई, लुहार, धुनिया, नाई आदि व्यक्ति भी गाँव में 
रहते हैं। अधिकतर ग्रामवासियों के मकान मिट्टी के बने होते हैं और उनपर फूस के 
छप्पर होते हैं। गाँव वालों के मकान में प्राय: एक था दो कमरे होते हैं। इत मकानों में 
गुसलखाने आदि की व्यवस्था. नहीं होती । लगभग सभी गाँव वाले किसी न किसी 
प्रकार का पालतू पशु अपने साथ रखना पसन्द करते हैं। गाँव वालों का रहत-सहन 
: सादा होता है। कुर्ता, धोती, सिर की पगड़ी उनका मुख्य पहनावा है। परों के लिए गाँव 
के मोची द्वारा बनाए सीधे-सादे चमड़े के जूते होते हैं। गाँव की गलियाँ सकरी और 
तंग होती हैं। प्रायः गाँव अनियोजित ढंग से बसे होते हैं । 


जमीदारी 


भारत की स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में गाँव बहुत ही पिछड़े हुए थे । इनके 
सुधार और प्रगति के लिए अंग्र जी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता से पहले 
गाँव सें जमीदारी प्रथा थी। जमीदारी प्रथा गाँव के विकास में बाधक थी । जमीदार 
लोग केवल अपने ही स्वार्थ की बात सोचते थे । वे किसानों की गरीबी और निर्धनता 
का अनुचित लाभ उठाते थे। जमीदारी गांव की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण थी । 


हमारे गांव बदल रहे हैं 





गाँवों को पुरातों परित्थितियाँ बाई' भोर वर्शाई गई हैं और बदलती हुई परिस्थितियाँ वाई' ओर । 
बाई ओर दिया हुआ पैक्षो बोमारी और उद।प्ती काइयोतक है... 


हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप 9 


गाँव का पिछड़ापन 


स्वतंत्रता से पहले खेती की सिचाई के लिए आधुनिक साधन नहीं थे । कई जगह 
चरस की सहायता से गाँव में खेतों की सिंचाई होती थी | कुछ जगह तो हाथ से पानी 
खींचकर सिंचाई होती थी। कहीं-कहीं रहट भी दिखाई दे जाते थे। बिजली से चलने 
>वाली मोदर की संख्या नहीं के बराबर थी । ग्रामवासियों का सोचने का ढंग बड़ा पुराना 
था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रामवासी परिचित न थे। अच्छे बीज और खाद का तो 
किसानों को पता ही न था। कुछ उत्नतिशील गाँव हो सड़कों से जुड़े थे । इनके अति- 
रिक्त लोगों को पेदल या गाड़ी के कच्चे रास्ते से एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता 
था। वर्षा के दिनों में तो इन गाँवों का संबंध आसपास के सभी जगहों से टूट जाता था। 
शिक्षा के लिए कुछ ही गाँवों में प्राइमरी स्कूल थे। हाई स्कूल और कालेज केवल, 
नगरों में ही थे। बीमारों के इलाज के लिए गाँववालों को नीम हकोम वैदयों या हकीमों 
पर निर्भर रहना पड़ता था। मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। टेलिविज़न की तो बात ही 
- क्‍या, रेडियो और ट्रांजिस्टर तक लोगों ने तहीं देखा था । 
गरीबी, निरक्षरता, बीमारियां तथा भन्ध विश्वास हमारे गाँवों की प्रमुख समस्याएँ 
हैं। मनुष्य के विकास में यह सबसे बड़ी बाधाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हमारे देश की 
सरकार ने अपना पहला ध्यान गाँवों के विकास की ओर लगाया । 


पंचवर्षोष योजनाएं 


इन समस्याओं का समाधात एक या दो व में संभव नहीं है । अतः इनके समाधान 
के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामवासियों की 
सभी क्षेत्रों में उन्‍्तति करना है । इसके अन्तगंत ग्रामवासियों का स्वास्थ्य, पीने के लिए 
शुद्ध जल की व्यवस्था, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई, अच्छे बीज, रासाय- 
तिक खाद तथा अच्छे औजार का प्रबन्ध, स्कुल, अस्पताल और पोस्ट आफिस, आवा- 
गमन के साधन इत्यादि का विकास आदि बातें आती हैं ।. इन योजनाओं की सफलता 
सरकार और जनता के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती हैं। 


0 ह हमारा नागरिक जीवन 


गाँवों की प्रगति श्रौर विकास 


स्वतंत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे गाँव बदल रहे हैं। आज देश के प्राय: प्रत्येक 
गाँव में प्रगति और विकास की कोई न कोई झलक दिखाई प्रड़ती है । गाँवों की प्रगति में 
जमीदारी प्रथा सबसे प्रमुख बाधा थी, इसलिए इस प्रथा को मिटाना बहुत आवश्यक 
था । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हमारे देश की सरकार ने सबसे पहले जमीदारी प्रथा 
का अन्त किया । ह 


मुमिहीन मजदूर 

हमारे देश में खेती करने वाले बहुत से मज़दूर भूमिहीन होते हैं। ये मजदूर 
दूपरे लोगों के खेतों पर काम करते हैं और अनाज पेदा करते हैं। लेकिन इनकी स्वतः 
की कोई जमीन नहीं होती, जिसपर ये खेती कर सकें। हमारे देश में इन भूमिहीन 
मजदूरों का हमेशा से शोषण होता रहा है। गांव के जमीदार और बड़े किसान इनका 
अनुचित फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन अब इन भूमिहीन लोगों को जमीनें दी जा रही 
हैं। अब ये अपने स्वतः के खेतों पर काम कर सकेंगे और देश में अन्न का उत्पादन 
बढ़ा सकेंगे । साथ ही साथ यह अपनी गरीबी से भी मुक्त हो' सकेंगे । 

_हमारे देश की खेती की उपज में कई गुना वृद्धि हुई है। देश के बहुत से किसान. 
अब अच्छे खाद ओर बीज का उपयोग करते हैं । कई किसान खेती के लिए सुधारे हुए बंक्नों 
का प्रयोग भी करते हैं। देश की कई नदियों पर बड़े-बड़े बाँध बनाए गए हैं, जैसे भाखरा- 
नांगल, तुंगभद्रा, नागाजु नसागर, हीराकुंड आदि। सिंचाई के लिए नहरों का विस्तार 
किया गया है। देश के कई भागों में लाखों की संख्या में नलक्ृप लगाए गए हैं। इन 
नलक्ूपों से खेती में अच्छी सिंचाई होती है । अब तो अनेक गाँवों में ट्रेक्टर, ५ शिंग-मशीन 
आदि का प्रयोग किया जाता है | इस तरह गांवों में खेती के कई कामों ०े लिए मशीनें 
उपयोग में आने लगी हैं । 

शिक्षा 


शिक्षा से मनृष्य का जीवन प्रगतिशील बनता है। शिक्षित किसान खेती के नए 


हमारे गांवों का बदलता स्वरूप 


और वैज्ञानिक तरीके जान सकते हैं और उन्हें अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं । 
इसलिए गाँव में शिक्षा के प्रंसार को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। मामूली जन- 
संख्या वाले सभी गाँवों में भी प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं । प्राइमरी शिक्षा सभी बच्चों 
को अनिवार्य और मुफ़्त कर दी गई है। जिन वयस्कों को बचपन में शिक्षा नहीं मिली, 
उनके लिए प्रोढ़ शिक्षा का प्रबन्ध किया जो रहा है। रात्ि-पाठशालाएँ खोली जा 
रही हैं । 





वयस्कों के लिए रात्रिप-नठशाला 


स्वास्थ्य सेवा 


शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत प्रगति हुई है | गाँव में जगह-जगह 
दवाख़ाने खोले जा रहे हैं और डाक्टर भेजे जा रहे हैं। पहले चेचक, हैजा जैसे रोगों 
पे हमारे गाँव में हर साल हजारों व्यक्ति मर जाते थे। अब इन बड़, रोगों की रोकथाम 


[2 हमारा नागरिक जीवन _ 


कर दी गई है। जगह-जगह पर परिवार नियोजन केन्द्र खोले गए हैं. जिनसे हमारे देश 
में बढ़ती हुईं जनसंख्या को कम करने में मदद-मिलती है । 


ग्राम विकास हि न ह 

अनेक गाँवों को आसपास के कस्बों तथा तग्रों से कच्ची तथा पक्‍की सड़कों. 
द्वारा जोड़ दिया गया है। अब मोटर, बस तथा माल से भरे ट्रक इन गाँवों मे पहुँचने 
लगे हैं। अब गोंव का माल सरलता से बाहर ले जाया जा सकता है ओर बाहर से माल 
सरलता से गाँव में लाया जा सकता है। इससे गाँवों की आर्थिक उन्‍्तति में बहुत मदद 
मिलती है । बहुत से गाँवों में डाकघर खोले गए हैं । कुछ गाँवों में बंकों की शाखाएँ भी 
खोली गई हैं। किसानों की आय बढ़ाने तथा उनके बच्चों को रोजगार दिलाने हेतु लघु 
उद्योग धंधों का विकास भ्रामों में किया जा रहा है। मुर्गी पालन, मधुमक़्खी पालभ्, 
टोकरी, चटाई आदि बनाना लघु उद्योग कहलाते हैं। .. ह 

गावों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने में विद्युतिकरण का महत्वपूर्ण स्थान है 
यही कारण है कि सभी राज्यों में गाँवों क्रा विदुयुतिकरण- किया-जा रहा है। पंजाब) 


का . 





बिजली हमारे यांबों में प्रगति ला रही है 


हँमारे गाँवों का बदलता स्वरूप । 85 


हरियाणा, मद्रास, महाराष्ट्र तथा दिल्‍ली जैसे राज्यों ने विदेयुतिकरण में काफी प्रगति 
है। गाँवों में बिजली पहुंच जाने से खेती के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उसी 
तरह बिजली के द्वारा जीवन की अनेक सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। रात्रि में 
रोशनी, संगीत, नाटक, समाचार आदि को सुनने के लिए रेडियो की सुविधा उपलब्ध 
हो जातो है। अब तो प्राय: सभी गाँवों में ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त 
तुमने गाँव में लोगों के पास घड़ी, ठार्च आदि भी देखी होंगी । 
इन सब बातों से पता चलता है कि गाँवों में प्रगति हो रही है| गाँवों का चित्र 
बदल रहा है। लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरे उन्नत देशों की तुलना 
में हमारे गाँव अभी भी पिछड़े हुए हैं । 
गाँवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 'सामुदायिक विकास योजना' शुरू की. 
गई है। अगले पाठ में तुम इस योजना के विषय में विस्तार से पढ़ोगे। इस पाठसे तुमको 
पता लगेगा कि गाँवों के विकास के लिए ग्रामवासी और सरकार वया कदम उठा रहे हैं । 


अभ्यास 
. गाँवों की किन्‍्हीं चार बातों का उल्लेख करो ? 
2. स्वतंत्रता के पूर्व कृषि की क्या दशा थो ? 
, उन तीन बातों का उल्लेख करो जिनके कारण हमारे देश को खेती की पैदावार में वृद्धि 
हुईं है । 

. गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ने से जो लाभ हुआ है उनमें से किन्हीं तीन का उल्लेख करो ह 
. गाँव के रहन-सहन में बिजली आने से क्या परिवर्तन हुआ है ? 
, स्वतंत्नता के पश्चचात्‌ हमारे गाँवों में किन क्षेत्रों में प्रगति हुई ? 
. कृषि की उन्नति के लिए किसानों की शिक्षा क्यों आवश्यक है ? 
कुछ करते को 

तुम्हारे पास-पड़ौस में कोई गाँव अवश्य होगा या तुम किसी गांव में रह रहे होगे। वहाँ 
जाकर यह पता लगमाओ कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किन वैज्ञानिक: साधनों का उपयोग 
किया जाता है । हा 


5 


ज्ज. - (० ब>॑| 





बह ग्राधवासियों क्षा दोस्त और भाग॑वर्शक 
सेवक क। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है 


है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रास 


अध्याय 3 ु 
गाँवों का पिछड़ापन और सामुदायिक विकास 


हमारे गांवों की उन्नति की गति बहुत धीमी है। विकसित देशों में केवल कुछ 
लोग ही बेती करते हैं। ये कुछ लोग नकेवल अपनी सारी जनसंख्या के लिए वरन्‌ विदेश 
को भेजने के लिए भी खादूय पदार्थ पैदा कर लेते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनता 
खेती करती है । परन्तु अक्सर हमारे किसात इतना अनाज़ पैदा नहीं कर पाते जो अपने 
देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो । ब्ेती से उनको इतनी आमदनी नहीं होती कि 
वह अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकें और एक सुखी जीवन के लिए जरूरी चीज़ें 
बाजार से खरीद सकें । 

स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश की उन्नति की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ 
गई है | स्वतंत्तता के बाद यह अनुभव किया गया कि हमारी उन्तति में सबसे बड़ी बाधा 
हमारी ग्रामीण जनता का पिछड़ापन है। गाँव के पिछड़ेपन के कई कारण हैं । 


असमानता 


गाँव के कुछ किसानों के पास बहुत अधिक जमीन है। ऐसे किसान भूमिहीन 
मज़दूरों या गरीब किसानों की मदद से खेती करते है। मज़दूरों को दूसरों के खेतों पर 
काम करने में इतनी रुचि नहीं होती जितनी उनको अपनी स्वतृः के बेतों पर होती है। 
उनके पास स्वतः की कोई जमीन नहीं होती जिस पर वे खेती कर सकें । इसका पेदा- 
वार पर भी बहुत असर पड़ता है। अतः जमीन के पुनः बँटवारे की आवश्यकता महसूस 
होने लगी है और राज्य की सरकारें इसके लिए प्रयत्न भी कर रही हैं। भूदान आंदोतन' 
भी इसी दिशा में काम कर रहा है। भब सरकार यह प्रयत्त कर रही है कि फालतू 
जमीन भूमिहीन मज़दूरों और कमज़ोर वर्ग के लोगों में बांट दी जाए। 


6: हमारा नागरिक जीवन 


हमारे समाज में जाति-पाति की बड़ी समस्या है। हमारा समाज ऊँची और नीची 
जातियों में बँटा हुआ है । दलित वर्ग के लोग गाँवों की प्रगति के लिए कितना काम करते 
हैं फिर भी उन्हें कई लोग नीचा समझते हैं । दलित वर्ग को जबतक हम नीचा समझेंगे 
तबतक उससे देश की उत्नति में पूरा सहयोग नहीं मिल सकेगा। जाति-पाति के भेद- 
भाव से देश कमजोर होता है । 

देश की उन्नति के लिए आथिक और सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। 


कुप्रथाएँ 


गाँव में एक और समस्या उधार की है। समय-समय पर किसान को अपने खेत के 
लिए हल, बेल, बीज और खाद खरीदना पड़ता है। उसको प्रति वर्ष निश्चित समय 
पर लगान और सिंचाई का कर देना पड़ता हैं। ऐसे अवसरों पर उन्तको गाँव के किसी 
महाजन से ऋण लेना पड़ता है। ये महाजन उनसे काफी सूद लेते हैं । कभी-कभी 
किसान कज़ें के बोझ से जीवन भर के लिए दब जाता है। किसान को इन सूदखोरों से 
बचाने की आवश्यकता है । 

अनेक कुप्रथाओं के कारण ग्रामीण जनता की कठिनाइयां बढ़ती हैं। सगाई, 
विवाह और जन्म-मरण के संस्कारों पर गाँव के लोग बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ तक 
कि इन अवसरों पर बड़े-बड़े भोज देने के लिए उन्हें ऊँचे दर पर कर्जा लेना पड़ता 
है । कभी-कभी खेत, . मकान, जेवर भी ग्रिवी रखने पड़ते हैं। बढ़ते-बढ़ते यह रकम 
इतनी बढ़ जाती है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है और उनके खेत, मकान आदि 
बिक जाते हैं। दहेज भी हमारे देश की बहुत बड़ी कुप्रथा है। इन कुप्रथाओं को 
हमें मिटाना होगा । | 


अंध विश्वास और अज्ञानता 


अज्ञानता और निरक्षरता के कारण ग्रामीण समाज पिछड़ा हुआ है। कई लोग 
अज्ञानता के कारण परिवार नियोजन का विरोध करते हैं । अधिक बच्चों के होने से 


गाँवों का पिछड़ापन और सामुदायिक विकास 47 


उनको. अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कुदुंब की गरीबी बढ़ती. 

जाती है। अनेक ग्रामीण और नगर निवासी चेचक और दूसरी बीमारियों को देवी- 
देवताओं का प्रकोप समझ कर उनको झाड़-फूंक से अच्छा कराने का प्रयटन करते हैं । 
देवी का प्रकोप समझकर वे बच्चों को चेचक का टीका भी नहीं लगवाते हैं । चेचक के 
कारण कई बच्चे अंधे हो जाते हैं, उनका चेहरा बिगड़ जाता है। ये सब अंधविश्वास के 
कारण हैं । नासमझी के कारण किसान गोबर को ईंधन के तौर पर जला देते हैं। 
वे गाँवों में लाल दवाई, क्लोरीन इत्यादि का प्रयोग नहीं करते | इससे गाँव का पानी 
दृषित और खराब हो जाता है। इसी पानी को पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। कई 
लोग सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते । वे गलियों और नालियों में कुड़ा-करकट फेंक 
देते हैं। इन सबसे गन्दगी फंलती है। गन्दगी का उनके स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर 
पड़ता है । 


खेती की पैदावार वेज्ञानिक ढंगों के अपनाने से ही बढ़ सकती है। खेत में फलल 
की किस्मों को बदलने, उसमें रसायतिक खादों का प्रयोग करने अथवा सिंचाई का 
अच्छा प्रबन्ध करने पर, एक या दो की जगह तीन फसलें तक उगाई जा सकती हैं । 
अच्छा उन्‍नत बीज भी पैदावार को बढ़ाता है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए 
कीट नाशक दवाइयों का छिड़कना भी आवश्यक है। अनाज को भी दवाई छिड़ककर घुन 
से बचाया जा सकता है।यह सब तभी संभव है जब गाँव. के लोग अंधविश्वास को छोड़ 
दें और खेती के नए तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने का प्रयत्त करें। पढ़ा-लिखा किसान 
ही एक अच्छा किसान बन सकता है। 


ग्रामीण स्थत्रियाँ 


गाँव में अभी भी स्त्रियों की दशा पिछड़ी है। बहुत-से लोग स्त्रियों को अधिक 
शिक्षा देने का विरोध करते हैं। इससे ग्रामीण जनता की उन्नति में बाधा पड़ती है । 
बच्चों के चरित्न निर्माण का दायित्व बहुत कुछ माताओं पर ही होता है । स्त्रियों को 
पिछड़ा रखना देश की संतानों को पिछड़ा रखना है। देश की स्त्रियां पूरी जनसंख्या का 


8 हमारा नागरिक जीवन 


आधा भाग हैं । उनको पिछड़ा रखना देश के आधे भाग को पिछड़ा रखना है। देश की 
उन्नति के महान कार्य में पुरुष और स्तियां, बच्चे और बूढ़े सबका महत्व है । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


भारतीय गाँव के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए “सामुदायिक विंकास” तामक 
कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम का समारंभ दो अक्तूबर 952 को किया गया । 
सबसे पहले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ गाँवों को चुना गया। धीरे-धीरे यह कार्यक्रम 
आगे बढ़ता चला गया | आज भारत के लगभग सभी गाँव इसी कार्यक्रम के अन्त- 
गंत आते हैं। 

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सारे देश में सामुदायिक विकास खंड बनाए गए।' 
सारे देश में सामुदायिक खंडों की संख्या लगभग 5,000 है। प्रत्येक खंड में लगभग सौ 
गाँव होते हैं। एक खंड को जनसंख्या लगभग !,00,000 होती है । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव का विकास करना है। यह विकास 
तीन बातों पर निर्भर करता है। एक-्षेत्र में पैदा होने वाले अनाज तथा अन्य पदार्थों के 
उत्पादन में वृद्धि; दो--प्रामीण जनता का पूर्ण विकास, और तीन--ग्रामीण जनता का गाँव 
के विकास में सहगोग। इन तीनों बातों को इस कार्यक्रम में महत्व दिया गया है। 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गईं है । 


कार्य 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तग्गंत जिन कार्यो पर ध्यान दिया जाता है, वे 
इस प्रकार हैं : 
[. गाँव की बंजर तथा बेकार भूमि का उपयोग । 
2. सिंचाई के साधनों का विकास । 
3. अच्छे बीज, खेती करने के नए औज़ार, अच्छी नस्ल के पशु तथा खाद इत्यादि 
का प्रबन्ध । ह ह 
4. गाँव में फल, बाग, सब्जी, षेड लगाने का प्रबन्ध । 


गाँवों का पिछड़ापत और सामुदायिक विकास .. 9 


5. गाँव में बच्चों ओर प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय 
की व्यवस्था । 

6. गाँव | स्वच्छता रखने के लिए खाद के गड़ढों, तालियों आदि का प्रबन्ध । 
ब्रोमारों के लिए औषधालय की व्यवस्था । स्त्रियों और बच्चों के लिए उपचार 
का विशेष इन्तज़ाम । 

7. ग्रामवासियों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक औज़ार इत्यादि की जानकारी कराने 
का प्रबन्ध । 

8. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना द्वारा गाँव 
के लोगों कौ बेकारी दूर करना । 

9. हवादार, सस्ते तथा पक्के मकान बनाने का प्रबन्ध करना । 

0. मनोरंजन की सुविधा के लिए मेले, नाटक, कौत॑न-मंडली, सिनेमा, खेल-कूद, 
नृत्य, संगीत, इत्यादि का प्रबन्ध करना । 


बो० डी० ओ० 

इन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। जिला 
स्तर पर विकास कार्य जिला परिषदों दुवारा किया जाता है। ज़िले को कई खंडों या 
ब्लाकों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक ब्लाक-स्तर पर एक ब्लाक समिति कार्य करती 
है। इस समिति को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए एक अधिकारी होता है जिसे 
बी. डी. ओ. (ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर) या खंड विकास अधिकारी कहते हैं। बी.डी. 
ओ. को कार्यक्रम सम्बन्धी सभी जानकारी होती है। उसकी मदद के लिए कई विस्तार 
अधिकारी होते हैं। यह्‌ अधिकारों कृषि, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा इत्यादि के विशे- 
षज्ञ होते हैं। बी. डी. ओ. इन सरकारी कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करता है। 
ग्राम सेवक 
ग्राम सेवक गाँव के स्तर पर विकास के कार्यो में सबसे अधिक मदद करता है। 
ग्राम सेवक का पद बड़े महत्व का है। खेती किस प्रकार की जाए, खाद का ठीक प्रयोग 


20 हमारा नागरिक जीवन 


किस प्रकार किया जाए, अच्छे बीज की क्या पहचान है, पशुओं की प्रारंभिक चिकित्सा 
किस प्रकार की जाए, गाँव के लोग स्वस्थ जीवन किस प्रकार बिताएँ इत्यादि बातों में 
वह गाँव वालों को सलाह देता है। प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में लगभग 0 गाँव 
होते हैं । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कारण हमारे गाँवों में उन्‍नति हुई है। विशेष 
ध्यान देने योग्य बात यह हैं कि यह कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्येक्रम है। इसकी 
सफलता ग्रामवाप्तियों के एक-दूसरे के सहयोग पर निर्भर है । जनता का सहयोग प्राप्त 
करने . के लिए ग्राम पंचायत और पंचायत राज की स्थापना की गई। इसके विषय में 
तुम अगले पाठों में पढ़ोगे । 


॥ अभ्यास 
. भूमिहीन मज़दूर किसे कहते हैं ? भूमिहीन मजदूर की दशा सुधारने के लिए सरकार 
ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ? 


2, अधिक बच्चों के करण परिवार को किल-किन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है ? 


3. ऐसी चार कुप्रथाओं का उल्लेख करो जिनके करण ग्रामीण जनता की कठिनाइयां 
बढ़ जाती हैं ? 


4, उन तीन वैज्ञानिक ढंगों का नाम बताओ जिनका पालन करने से लेती कौ पैदावार 
बढ़ सकती है ? 


5, सामुदायिक कार्यक्रम के अन्तगंत जिन कामों पर ध्यान दिया जाता है उनमें से किन्‍्हीं 
चार का उल्लेख करो | 


6. आम सेवक, ग्रामबासियों की किस प्रकार सहायता करता है ? 
7. कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरों ? 


गांवों का पिछड़ापन और सामुदायिक विकास हु 2ध 


(क) सामुदायिक कार्यक्रम का समारंभ'*' '** “***** किया गया । (26 जनवरी, 
950, 39 मार्च, 953, 2 अक्तूबर, 952) 


(ख) सामुदायिक कार्यक्रम का उद्देश्य'"''”” *--**'है। (वैदेशिक संबंधों में सुधार, 
पुलिस सेवा में सुधार, ग्रामीण जनता की उन्नति) 


कुछ करने को 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी गाँव में हुई चार उपलब्धियों की जाने- 
कारी प्राप्त करके उनकी एक सूची बनाओो | 


सहकारिता हमारे भविष्य की ग्राशा 





स्कूल सहकारी समितियाँ, उपभ्ोवता सहुकारी समितियां, कृषि साख समितियाँ सभो जनता के 
आशिक प्रगति के. लिए कार्य करती हैं। इनको सफ़लता हम सबके सहयोग पर निभभर है 


अध्याय 4 


हमारा आधिक जीवन ओर सहकारिता 


आधथिक प्रश्न और नागरिक जीवन 


किसी भी देश के नागरिक जीवन पर उसके आ्िक जीवन का गहरा प्रभाव 

पढ़ता है। “बुभुक्षित:किन करोति पापम्‌।” इस संस्कृत कहावत का अर्थ है कि जो भूखा 

है, वह व्यवित कौन से पाप नहीं कर सकता ? समाज में यदि गरीबी हो तो उस समाज 

का नागरिक जीवंन भो निचले दर्जे का होता है। गरीबी और भज्ञानता अच्छे तागरिक 

जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं 

हमारी अधिकाँश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञान है। गरीबी के कारण किसान 

अच्छे बीज और अच्छे खाद नहीं खरीद सकता । उसे धन का हमेशा अभाव रहता है। 

उसे साहुआर से ऋण लेना पड़ता है। साहुकार किसात की इस लाचारी का फ़ायदा 

उठाकर उससे मनमानता सूद वसूल करता है। और इस तरह किसान हमेशा के लिए ऋण 
के बोझ से दब जाता है। अज्ञानता के कारण किसान खेती के नए तरोके भी नहीं जान 

पाता और अपनी पेदावार बढ़ा नहीं पाता । 
उसी तरह शहरों में भी कई आधिक प्रश्न हैं। मंहगाई होने के कारण शहर को 
ग़रीब जनता न अच्छा खा सकती है और न अच्छा पहन सकती है। शहरों में व्यापारी 
और दुकानदार वर्ग कीमतों को बढ़ा कर अधिक मुनाफ़ा लेने का प्रयत्त करता है । 

इन सब आशिक प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न सरकार कर रही है। लेकिन 

. जनता को स्वयं भी अपनी कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्त करना चाहिए । सहयोग और 
मिल-छुल कर काम करने से इन प्रश्नों को सुलझाने में काफ़ों मदद मिल सकती है। 


24 ह हमारा नागरिक जीवन 


सहकारिता क्या है ? 
सहकारिता का अर्थ है मिल-जुल कर काम करना। आपसी सहयोग का ही दूसरा 
नाम है सहकारिता | सहयोग और सहकारिता के बिना कोई भी काम नहीं किया जा 
सकता । यदि सहयोग है तो कोई काम ऐसा नहीं जो न किया जा सके । 
किसी आर्थिक उद्देश्य को लेकर कुछ लोग मिलकर सहकारी समिति बना लेते 
हैं। तुम्हारे स्कूल में शायद किताबों की सहकारी दुकान होगी। सहकारी समिति में 
प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए सदस्यता की फीस देनी पड़ती है। इस तरह 
समिति के पास कुछ पैसा जमा हो जाता है। इन पसों से कुछ चीज़ें थोक बाज़ार से 
खरीद ली जाती हैं । इन चीज़ों को उचित दामों में जनता ,को बेच दिया जाता है। 
सहकारी समिति इन चीज़ों पर उतना ही मुनाफ़ा लेती है जिससे उसका खर्च चल सके। 
सहकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से सहकारी 
समिति के सदस्य बनते हैं। सब सदस्यों को समान अधिकार होतें हैं। सहकारी समिति 
को जो लाभ होता है उसे सदस्यों में बाँट दिया जाता है। स्पर्धा और स्वार्थ को 
सहकारिता में जगह नहीं है। सदस्य एक दूसरे की मदर्द करते हैं ! 


सहुफारिता से लाभ 


मुनाफ़ासोरी से बचाव :. बाज़ार की प्रायः प्रत्येक चीज़ कई व्यापारियों के हाथों 
से गुजरती है। जो चीज जहाँ पेदा हौती है, वह ह्ैशा वहीं नहीं बिक जाती । उसको थोंक 
के व्यापारी खरीद लेते हैं और मुनाफ़े पर फूटकर व्यापारियों को बेच देते हैं । फुटकर 
दुकातदार भी अपना मुनाफ़ा लेकर जनता को बेच देता है । इस तरह प्रत्येक व्यापारी 
अधिक-से-अधिंक लाभ लेना चाहता है। उपभोक्ता के पास पहुंचने तक चीज़ का दाम 
बहुत बढ़ जाता है। 

सहकारी समिति थोक से अच्छा सामान खरीदकर अपने सदस्यों और जनता को 
सही दाम पर देती है। इस प्रकार वह अपने सदस्यों ओर जनता को सुनाफ़ाखोरों से 
बचा लेती है | 


हमारा आथिक जीवन और सहकारिता 248... 


कई जगह उपभोक्ता सहकारी समितियाँ खोली गई हैं। ये समितियाँ उपभोक्ताओं 
को चीज़ें सही दामों पर बेचती हैं। इनके सामान में किसी तरह की मिलावट नहीं होती । 
उपभोक्ता सहकारी समितियों का उद्देश्य बाज़ार में बढ़ती हुई कीमतों को रोकना भी है। 

कई स्कलों में स्कूल की सहकारी समितियाँ विद्याथियों को सही दामों पर पुस्तकें, 
कापियाँ आदि बेचती हैं। वेसे स्कूल सहकारी समितियों का उद्देश्य मुख्यतः शैक्षणिक 
होता है। इन समितियों के द्वारा विद्याधियों में नेतृत्व की भावना और संगठन चलाने 
की योग्यता पैदा की जाती है । 


सृषखोरी से रक्षा 


गरीब किसान, मजदूर इत्यादि कमजोर वर्ग को कभी-कभी मजबूरी में कर्ज लेना 
पड़ता है । इस मजबूरी का फायदा उठाकर महाजन अधिक से अधिक ध्षूद्व पर रुपया 
उधार देते हैं । , ु 

कई सहका री समितियाँ अपने सदस्यों को कर्ज भी देती हैं। ये समितियाँ अपने 
सदस्यों की उनकी उचित आवश्यकताओं के लिए कम से कम सूद पर कज़ं देती हैं इस 
तरह सदस्य सूदखोरी से बच जाते हैं। 

किसान को साहुका र की सूदखोरी से बचाने के लिए प्राथमिक कृषि साख (उधार) 
समितियाँ बनाई गई हैं।ये समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया उधार देती हैं। ये समितियाँ 
पुद लेती हैं, परन्तु उतना ही जितना इनके लिए आवश्यक होता है.। समितियों के कुछ 
दफ्तर के खर्चे होते हैं और कुछ रुपया सुरक्षित कोष के लिए आवश्यक होता है । यदि 
इसके बाद भी कुछ रुपया बच जाता है तो ये समिततियाँ उंसको शिक्षा आदि के लिए 
दान कर देती हैं । ह 

कर्जा ऐसे कामों के लिए दिया जाता है जिससे किसान के खेत की पैदावार बढ़। 
परन्तु कभी-कभी महाजन का कर्जा चुकाने और विवाह आदि के खर्च के लिए भी ऋण 
दिया जा सकता है । 

कृषि में सहायता: हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांशत: छोटे 
किसान हैं जो गरीब हैं और पुराने ढंग से खेती करते हैं। इनकी पंदावार बहुत कम 


26 हमारा नागरिक जीवन 


है । ये किसान वर्ष में कुछ महीने बेकार भी रहते हैं | यदि इतको नए और वैज्ञानिक 
ढंग से खेती करने में सहायता और बेकारी के समय काम करने की सुविधा मिले तो 
उनकी आय बढ़ सकती है। 

सहकारी समितियाँ किसानों को अच्छे और सस्ते बीज, खाद, खेती के औज़ार 
सिंचाई के लिए पाती, अनाज को रखने के लिए गोदाम, पेदावार बेचने के लिए बाजार 
गाय-बेल-भेंस आदि खरीदने के लिए उधार आदि का प्रबन्ध करती हैं। इससे किसान 
की आय बढ़ संकती है और वह सुखी और संपन्न हो सकता है। 


बहुद्देशीय समितियाँ 


पहले साख समितियाँ केवल रुपया उधार देने का काम करती थीं। अब ऐसी 
समितियां भी बनाई गई हैं जो कई काम एक साथ करती हैं। ऐसी सहकारी समित्तियों 
को बहुद्देशीय या बहुध्येयी समितियाँ कहा जाता है। किसान को रुपया उधार देने के 
साथ-साथ ये समितियाँ उनको बीज, खाद और खेती के औज़ार भी बेज्नती हैं। 

कुछ सहका री समितियाँ व्यापार का काम भी करती हैं। ये दूध, रूई और कपास 
को खरीदती और बेचती हैं। उत्तर प्रदेश में घी, पंजाब में अंडे और बंबई में फल और 
सब्जियों का बहुत-सा व्यापार समितियाँ करती हैं। 


अन्य लाभ 


किसानों के अतिरिक्त मजदूरों, शिल्पका रों, दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों 
की भी सहकारी समितियाँ सहायता करती हैं । सहकारी समितियों द्वारा कुटीर और 
छोटे पमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। सूत कातना, कपड़े बुनना (खादी, धोती 
साड़ी, लुगी, रेशमी कपड़ा इत्यादि), मिट॒टी, धातु और चीनी के बर्तन बनाना और 
मछली पकड़ना इत्यादि-उदयोगों की सहायता के लिए सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों 
की रुपया उधार देती हैं। वे इन उदयोगों के लिए औज्ञार और कच्चा माल देती हैं। 
माल तेयार होने पर उसके बेचने का प्रबन्ध भी करती हैं। 


हमारा आधथिक जौवत और सहकारिता श्र, 


हा शहरों में तुमने न समितियों द्वारा बनाए कुछ मकान और बंस्तियाँ देखी 
गी। सहकारी सम्रितियाँ मकान बनाती हैं और फिर उनको अपने सदस्यों को दे 
देती हैं। मकान की कीमत सदस्यों से किश्तों में वसूल की जाती है । 


सहकारी बेंक 


सहकारी समितियाँ कई तरह के कार्य करती हैं। जैसे, रुपया उधार देना, उद्योग 
धन्धे चलाता, व्यापार करना, बिक्री के लिए तरह-तरह का सामान खरीदना, इत्यादि । . 
इन सब कार्यों के लिए सहकारी समितियों के पास पर्याप्त धन नहीं होता । इसलिए 
इनको बेंकों से रुपया उधार लेना पड़ता है। ह 

हकारी बेंक सहकारी समितियों को रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त वे 

जनता के लिए साधारण बेंकों का काम जैसे रुपया जमा करना, चेक भुनाना इत्यादि 
करते हैं । बचे हुए पैसों को बेंक में जमा करना अच्छी आदत है| हमारे यहाँ कई लोग ह 
बचे हुए धन को गहने और सिक्के के रूप में घर में रखते हैं। गहनों की धातु घिसती 
रहती है और इस प्रकार पूँजी घटती जाती है। इनकी चोरी हो जाने का भी डर रहता 
है। बचे हुए धन को बैंक में रखने से जान-माल का. डर नहीं रहता। उसके ऊपर ब्याज 
भी मिलता है। इस प्रकार धन सुरक्षित रहता है और बढ़ता भी जाता है। जनता में 
बचत करने की आदत पड़ती है। बेक में जमा धन का उपयोग देश की कृषि और उद्योग 
की उन्‍नति के लिए किया जाता है। इसलिए व्यक्ति कुटुंब और देश सभी को लाभ 
होता है । ह 


सहकारिता और सामुदायिक विकास 
सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आ्थिक विकास है। आर्थिक विकास के बिना 
सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता | इसलिए सहकारिता और सामुदायिक विकास 
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न | 
सहकारी समितियाँ ऐच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। केन्द्र की सरकार और 


28 हमारा नागरिक जीवन 


राज्य की सरकारों ने इन समितियों को अनेक प्रकार की सहायता दी है। सहकारिता 
व सामुदायिक विकास विभाग के सरकारी कर्मचारी जनता में सहकारिता का प्रचार 
करते हैं। वे इन समितियों को परामर्श देते हैं और उन्हें हर तरह की मदद करते हैं। 


अभ्यात्त 


, गरीबी भोर अज्ञानता नागरिक जीवन की प्रवतति में किस प्रकार बाधक हैं ? 

« सहकारिता हमें मुनाफ़ाखोरी से किम तरह बचाती है? 

« सहकारिता सें किसात को कौन-कौन से लाध् हैँ? 

* अहुध्येयी सहकारी समितियों के तीन कार्यों का उल्लेश्व करो ? 

« सहकारी बैंक से जनता को कौन-से फ़ायदे हैं ? 

« सहकारिता भौर सामुदायिक विकास किस तरहे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं ? चार 
वाक्षयों में लिखो ह हु 

7, निम्नलिब्वित वाक्‍यों में से सही वाक्यों पर (4/) चिह्न लगांओो तथा गलत वाक्षयों 

को सही करो 

(क) सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया कमाने में मदद देतो हैं। 

(ख) लोग अपनी इच्छानुसार ही सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं । 

(ग) सहकारी समितियों से बड़े उद्योगों को सहायता मिलती है। 

(घ) सहकारी समितियाँ जनता को मुनाफ़ाखोरी से बचाती हैं। 


८४ (० बे (ए म० /४+ 


कुछ करने को 


स्कूल की सहकारी दुकात में जाकर पता लगाओो कि वह दुकान किस तरह चलाई 
जाती है। 


अध्याग 5 


ग्राम पंचायत 


ग्राप्त पंचायत 


सुखी मानव जीवन के लिए भच्छा स्वास्थ्य, रहने की सुविधा, आवागमन की 
- सुविधा तथा पर्यावरण की स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
संतुलित भोजन, बीमारियों की रोकथाम तथा पास-पड़ौस की स्वच्छता आवश्यक है। 
अपने घर को सफाई तथा अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनुष्य स्वयं प्रयत्न 
करता है। किन्तु यदि एक स्थान पर हजार, दो हजार अथवा दस हजार व्यक्ति रह 
रहें हों, तब एक ऐसे संगठन की जरूरत पड़ती है जो यह सब कार्य केर सके | 
चाहे गाँव हो या शहर दोनों को ही समान रूप से कुछ सुविधाओं की आवश्यकता 
होती है। उदाहरण के लिए, गाँव तथा शहर दोनों प्रकार की बस्तियों में रहने वाले 
लोगों को पीने के योग्य पात्ती, चारों ओर की सफाई, अच्छा स्वास्थ्य, रोशनी का प्रबन्ध, 
पढ़ने के लिए स्कूल तथा आवागमन के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है । 
उपरोक्त सुविधाओं तथा ऐसे ही अनेक जनकल्याण के कार्यों के लिए, भारत के 
लगभग सभी गाँवों में ग्राम-पंचायतें बनाई गईं हैं। परन्तु हमारे देश में कई इतने छोटे 
गाँव भी हैं जो-अपनी अलग पंचायत ने बनाकर, दूसरे गाँवों के साथ मिलकर, मिली- 
जुली पंचायत बना लेते हैं। 


पंचायत का अर्थ 


'पंचायत' का शाब्दिक अर्थ पांच पंचों को समिति से है। प्राचीन काल से गाँव के 
. झग्रड़ों को निबटारा पांच पंचों की समिति करती आई है। उसी से पंचायत शब्द का 
जन्म हुआ है। 





पंबायतों के द्वारा गाँवों के लोग अपनी समस्या सुलजते हूं 


ग्राम पंचायत 3 


ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में प्राचीन काल में 
पंचायतें ही आपसी झगड़ों का फेसला करती थीं। परन्तु अंग्रेजी शासन के समय में ये 
सब धीरे-धीरे समाप्त हो गईं और इनका काम सरकारी कमंचारी करने लगे । 

स्वतंत्रता के बाद देश का नया संविधात्त बना | उसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना 
और उनके विकास पर विशेष बल दिया गया है। यही कारण है कि स्वतंत्नता के बाद 
रोज्य सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की । 

ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गाँवों की उनतति करना और ग्रामवासियों को 
आत्मनिर्भर बनाना है। 


ग्राम पंचायतों का संगठन 


लगभग सभी राज्यों के गाँवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय 
पंचायत होती है । इन तीनों के विषय में अलग-अलग समझना आवश्यक है। 


ग्राम सभा 


गाँव के जो स्त्नी और पुरुष 2[ वर्ष के या इससे अधिक आयु के होते हैं, वे सभी 
ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऐसे सभी पुरुष और स्त्रियों को वयस्क कहा जाता है। ये 
सब मिलकर 'ग्राम सभा' बनाते हैं। इनकी संख्या सो से लेकर हजार तक भी हो 
सकती है। | ' 
ग्राम सभा के ये सदस्य अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं जिनकी संख्या सात 
से लेकर पत्रास तक हो सकती है। ये चुने हुए लोग मिलकर 'ग्राम पंचायत' बनाते हैं । 
ग्राम पंचायत में परिगणित जातियों और महिला सदस्यों का होता भी आवश्यक है। 
यदि किसी कारण से इतका चुनाव नहीं हो पाता तो सरकारी अधिकारी इनको नामज़द 
कर देते हैं। ग्राम. सभा के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायतें ही वास्तव में गाँव की उन्नति 
के कार्यों को चलाती हैं । इनको पंचायत के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य, 
सफ़ाई, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना, संपत्ति रखना, खरीदना या बेचना इत्यादि कार्य 


32 हमारा नागरिक जीवन 


ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत अपने आय और व्यय का हिसाब रखती है। इस 
हिसाब को हर साल ग्राम सभा के सामने रखना पड़ता है! ह 


पंचायत के पदाधिकारी और समितियाँ 


ग्राम पंचायतों का एक प्रधान होता है जिसको कुछ राज्यों में सरपंच भी कहते 
हैं। कई जगह इसका चुनाव गाँव की समस्त वयस्क जनता करती है और कई अन्य 
“जगह वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। प्रधान पंचायत की बेठके बुछाता है 
और उनका सभापतित्व करता है । प्रधान का पद बड़े महत्त्व का होता है। 
ग्राम पंचायत उप-प्रधान भी चुनती है और काम की सुविधा के लिएं समितियाँ 
बनाती है। पंचायत के प्रधान की अनुपस्थिति में उसका काम 'उप-प्रधान' करता है। 
यदि प्रधान, उप-प्रधान अथवा अन्य चुने हुए पदाधिकारियों का कार्य संतोषजनक न हो 
तो ग्राम पंचायत उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उनको पद से हटा 
: सकती है । पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान और अन्य सदस्य अवेतनिक होते हैं। पंचायत 
का चुनाव कहीं पर चार वर्ष और कहीं पर पाँच वर्ष बाद होता है। दुबारा चुनाव में न 
चुने जाने पर सदस्यता समाप्त .हो जाती है। 
ग्राम पंचायतों का लेखा।जोखा रखने के लिए एक सवेतनिक कमंचारी भी होता 
है। कुछ स्थानों में इसको पंचायत-सचिव कहा जाता है। इस कर्मचारी का काम 
पंचायत के कामों का ब्यौरा तैयार करना तथा दूसरे कागज़ों और रजिस्टरों को भरना 
और उनकी देख-रेख रखना है। यह स्थायी कमेचारी होता है । ह 


आय के साधन ह 

पंचायतों की आमदनी के कई साधन हैं | इनमें मुख्य हैं मेला और दुकानों पर 
कर लगाना, मवेशियों के मेले में जानवरों के खरीदने और बेचने की रजिस्ट्री की फीस 
लेना, मकानों पर टक्‍्स लगाना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना और सार्वजनिक संपत्ति 
को बेचना । इन सभी साधनों से पंचायतों को जो आय होती है उसको पंचायतें गाँव के 
विकास पर खर्च करती हैं। 


ग्राम पंचायत 


॥+9 
हा] 


पंचायत के सुरुय कार्य _ 


पंचायत के कार्यों को हम अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यों के बीच बाँट सकते हैं। 
अनिवायं कार्यों में पंचायत के क्षेत्र में आने वाली सड़कों, कच्चे रास्तों तथा जलसार्गों 
को अच्छी दशा में बनाए रखना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर पुलिया बनवाना, 
उन्हें चौड़ा या गहरा करना तथा उन पर पेड़ लगाना । 

ग्राम पंचायत को गाँव की स्वच्छता और सफाई रखती पड़ती है। इसके लिए 
ग्राम पंचायत सुफ़ाई मजदूरों का प्रबन्ध करती है। जगर किसी गाँव वाले की नाली, 
पेशाबधर, पाखाने आदि से गाँव में गन्दगी फैलती हो तो वह मकान मालिकों को 
तोटिस देकर उन्हें ठीक करा सकती है । सार्वजनिक कुएं, तालाब, जोहड़, गड़ढा आदि 
की मरम्मत का कायं भी ग्राम पंचायतें ही करती हैं। 

यदि कोई सरकारी कमंचारी जसे अमीन, लेखपाल, सिपाही, चौकीदार, टीका 
लगाने वाले, चपरासी आदि के विरुद्ध शिकायत है तो ग्राप्त पंचायत उनकी रिपोर्ट 
ऊपर के अधिकारी को कर सकती है। 

अनिवायं कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायतें कुछ ऐच्छिक कार्य अपनी इच्छा के 
अनुसार कर सकती हैं। ऐच्छिक कार्यों में मुख्य रूप से जो कार्य आते हैं वे इस प्रकार 
हैं: चिकित्सा, अस्पताल व औषधालय का प्रबन्ध करना, हाट-बाजार इत्यादि लगवाना, 
पशुओं की चिकित्सा व उन्नति के लिए काम करना, अखाड़े या बेलकद का प्रग॒न्ध 
करना, खाद इकट्ठा करने के लिए स्थान नियत करना, रास्तों के दोनों ओर पेड़ 
लगवाना, रेडियो का प्रबन्ध करना इत्यादि । 


चाय प्चायत 


गाँवों के छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की 
गई हैं। कई ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत 
इस न्याय पंचायत के लिए कुछ सदस्य चुनती है। कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत और 
न्याय पंचायत दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। 


£ 7 हमारा नागरिक जीवन 


न्याय पंचायत केवल छोटे-छोटे दीवाती और फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई 
करती है। उसे जुर्माना करने का अधिकार है, जेल भेजने का नहीं । न्याय पंचायतों में 
वकील आदि की आवश्यकता नहीं होती और न अर्जी आदि पर ही विशेष खर् होता 
है। न्याय पंचायतों द्वारा मुकदमों का फैसला शीघ्र हो जाता है तथा उन पर खर्चे भी 
कम आता है। यदि कोई पक्ष न्याय पंचायत के फैसले से असंतुष्ट हो तो वह ऊपर की 
अदालतों में जा सकता है । 


ग्राम पच्ायत का सहत्व 


ग्राम पंचायत गाँव की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी 
कठिनाइयों को हल करने में पूरी सहायता करती है । ग्राम पंचायत के द्वारा सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम में गाँव वालों का सहयोग मिलता है। पहले गाँव के लोग अपनी 
जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब 
ग्राम पंचायतें बत जाने पर, यह निर्भरता कम हो गई है । पंचायतों द्वारा ग्रामीण 
जनत। अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही है | गाँव के लोग अब समझने लगे हैं कि 
अपनी समस्याओं का हल उन्हें स्वयं करना पड़ेगा । इसी में गाँवों की और देश की 
उत्नति है। 

ग्राम पंचायत पंचायती राज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायती राज के विषय 
में तुम अगले पाठ में पढ़ोंगे । ह 


अभ्यास 


- पंचायत का शाव्दिक अर्थ क्या है? ग्राम पंचायतें किस उद्देश्य से स्थापित की गई हैं? 

« ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या भेद है ? 

. ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ? 

- पंचायतों के प्रधान का चुनाव किस प्रकार होता है ? उप्तके दो मुख्य कार्यों का 
उल्लेब करो १ 


बी (0 ० *-+ 


कुछ करने 


ग्राम पंचायत - 35 


पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्य में किस प्रकार सहयोग देता है ? 

ग्राम पंचायतों की आय के कौन-से साधन हैं? इस धन को वे किस प्रकार खर्चे 
करती हैं ? 

स्थाय पंचायतें किस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती हैं ? 

ग्राम पंचायतों से ग्रामीणों को जो लाभ पहुँचे हैं उनमें से तीन का उल्लेख करो | 

सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो : 

(क) ग्राम पंचायत में '***''“**''स्वंतनिक अधिकारी होता है । 


(पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान, न्याय पंचायत का प्रधान) 
(ख) पंचायत के प्रधान का कार्य '''*'******* है । 


(रजिस्टर रखना, . पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायत समिति की नियुक्ति 


करता ) 
(ग) न्याय-पंचायत को'-***''**** का अधिकार है। 


(केवल जुर्माता करने, बेंत लगवाते, जेल भेजने ) 


को 


. किसी न्याय पंचायत में जाकर वहाँ की कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार करो ! 


कक्षा में ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करो ! 


अध्याय 6 
पंचायती राज 


पंचायतों राज क्‍या है ? 


छले पाठ में तुमने ग्राम पंचायतों के विषय में पढ़ा । ग्राम पंचायत केवल एक गाँव 
के लिए कार्य करती है। गाँव बहुत छोटे होते हैं । वे अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी 
नहीं कर सकते। उन्हें आसपास के अम्य गाँवों का सहयोग लेना आवश्यक होता है। 
गाँव अपने आसपास के गाँवों से अलग रहकर विकास नहीं कर सक़ता । प्रत्येक गाँव के 
लिए अलग से माध्यमिक स्कूल, डाक्टर, कृषि विशेषज्ञ, इन्जीनियर आदि मिलना असंभव 
है और फिर आसपास के गाँवों के बीच अनेक तरह के प्रश्न और समस्याएँ होती 
हैं । इसलिए ग्राम पंचायतों के ऊपर कुछ गाँवों को मिलाकर .एक क्षेत्र या ब्लॉक बनाया 
गया है। इस क्षेत्र या ब्लॉक के स्तर पर एक संस्था काम करती है, जिसे क्षेत्र या ब्लॉक 
समिति कहते हैं। . 
कुछ कार्य ब्लॉक समिति के लिए करता संभव नहीं है। इसलिए कुछ समितियों 
को मिलाकर एक ज़िला परिषद्‌ बनाई जाती है। ज़िला स्तर पर काम करने वाली 
संस्था को ज़िला परिषद्‌ कहते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के 
लिए तीन संस्थाएँ काम करती हैं। ग्राम के स्तर पर भ्राम पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक के 
स्तर पर ब्लॉक समिति भौर ज़िला के स्तर पर ज़िला परिषद्‌ । स्थानीय शासन की इन 
तीन संस्थाओं को पंचायती राज कहते हैं। इस तरह पंचायती राज व्यवस्था में तीन 
सरकारे काम करती हैं । ह 


पंचायती राज क्‍यों ? 
सामुदायिक विकास के विषय में तुम पहले ही पढ़ चुके हो । सामुदायिक विकास 


पंचायती राज हा 37 


के लिए जो कार्य होते हैं उनमें स्थानीय जनता का सहयोग और योगदान ब्रहुत आवश्यक 
है। इससे दो मुख्य फ़ायदे होते हैं। एक तो स्थानीय लोग दूसरों पर निभर न रहकर 
अपनी समस्याएँ स्वयं सुलझाने लगते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है और दूसरे, लोगों 
में पहल करने की और सहयोग से विकास करने की भावना पनपती है। यह भावना 
हमारे देश के प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है , 

इस तरह जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता को चुनी हुईं संस्थाएँ 
स्थापित करना जरूरी समझा गया। पंचायती राज की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की 


गई। सामुदायिक विकास में जनता का सहयोग और योगदान प्राप्त करना पंचायती 
राज का महत्वपूर्ण उद्देश्य है । 


स्यानीय शासन की आवदयकत! 


इसके अतिरिक्त, स्थानीय शासन की जरूरतों को पूर्ण करना भी पंचायती राज का 
उद्देश्य है। अलग-अलग स्थानों की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। किसो गाँव 
में पीने के पानी की समस्या है, तो किसी अन्य गाँव में माध्यमिक स्कूल की समस्या है 
इसी तरह किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की आवश्यकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र 
में अस्पताल की आवश्यकता है। इत आवश्यकताओं को स्थानीय लोग ही अनुभव कर 
सकते हैं । इन जरूरतों को पूरा करने में भी स्थानीय लोग ही अधिक रुचि लेते हैं । 

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकतीं । इन 
सरकारों को बहुत अधिक स्थानों की अलग-अलग आवश्यकताएँ पूरा करने में कठिनाई 
होती है। एक तो देर लगती है और खर्च भी अधिक होने की संभावना होती है । 

गाँव में स्कूल खुलने पर अथवा पीने के पानी का कुआँ बनने पर सभी बोगों को 
फ़ायदा होता है, इसलिए इस तरह के कार्यों में उनकी रुचि भी अधिक होती है। लोगों 
की इच्छा यह भी होती है कि कार्य जल्दी से जल्दी हो और खर्चे कम लगे । इस तरह 
के कामों के लिए लोग टेक्स के रूप में पेसे देने के लिए जल्दी तेयार हो जाते हैं । 

ये सब काम स्थानीय शासन द्वारा अच्छी तरह हो सकता है। जो व्यक्ति स्थानीय 
शासन चलाते हैं, वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय शासन देश के 





पंचायती राज॑ 49 


शासन का एक॑ छोटा रूप है। स्थानीय-स्तर पर काम करने पर प्रतिनिधियों को शासन 
चलाने का प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है। ये प्रशिक्षण और अनुभव राज्य और देश 
की बड़ी सरकारों को चलाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। अनेक राष्ट्रीय नेता समाज- 
सेवा और राजकाज की शिक्षा स्थानीय संस्थाओं में पाते रहे हैं। स्वयं पं० जवाहरलाल 
नेहरू मे ब्रिटिश काल में इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर काम किया था । 
स्थानीय शासन की एक और दृष्टिकोण से जरूरत पड़ती है। स्थानीय शासन 
केन्द्रीय और राज्य सरकारों के भार को हल्का करता है। यदि स्थानीय सरकारें न हों, तो 
बिजलीं, पानी, सड़क, सफाई आदि के कार्य देश की अथवा राज्य की सरकारों को करना 
होगा । स्थानीय सरकार उन्हें इस परेशानी से बचा लेती है । ; 
.. इस तरह इन कारणों को लेकर पंचायती राज की स्थापना की गई । पंचायती 
राज से जनता को स्थानीय शासन के सब लाभ मिलते हैं । 
ब्लॉक समिति 
'रचना 
ब्लॉक-स्तर पर जो समिति काम करती है उसे राज्यों में अलग-अलग नामों से 


पुकारा जाता है। किसी राज्य में उसे खंड समिति, तो किसी राज्य में क्षेत्र समिति 
और किसी अन्य राज्य में पंचायत समित्ति कहा जाता है। यह समिति ब्लॉक-स्तर पर 
काम करती है, इसलिए हंम इसे इस पुस्तक में ब्लॉक समिति ही कहेंगे । ब्लॉक समिति 
ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद्‌ के बीच की कड़ी है ओर बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 

भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में पंचायती राज से संबंधित अलग-अलग कानून बनाए गए 
हैं। इसी ब्लॉक समिति और ज़िला परिषद्‌ के चुनाव, रचना, कार्य आदि के विषय में 
भिन्‍नताएँ हैं । 

ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव की जनता करती है । लेकिन ब्लॉक 
समिति के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं नहीं करती । ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायतों 
के प्रधान और पंच होते हैं, ये सब मिलकर ब्लॉक समिति के लिए अपने अ्रतिनिधि 
चनते हैं। इन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। 
राज्य की विधान सभा और विधान परिषद्‌ एवं भारत की लोक सभा तथा राज्य सभ! 


40 हमारा मागरिक जीवन॑ 


के जो सदस्य उस ब्लॉक से संबंधित हैं, ये भी ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं। ब्लॉक 
में आने वाले नोटीफ़ाइड और टाउन एरिया कमेटी के प्रधान भी इसके सदस्य होते हैं । 

प्रत्येक ब्लॉक समिति में कम से कम दो स्त्री सदस्य तथा परिगणित जातियों 
और जनजातियों के चार सदस्य होने चाहिए। यदि न हों तो समिति के सदस्य उन्हें 
स्वयं चुनकर सदस्य बना लेते हैं । 

ब्लॉक समिति के ये सारे सदस्य एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते 
हैं। ब्लॉक समिति का अध्यक्ष देनिक काम की देख-रेख करता है। यदि समिति के 
सदस्य अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो वे उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पास होने पर अध्यक्ष को अपने पद पर से हटना पड़ता है। 
अष्पक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य संभालता है | ब्लॉक समिति के 
निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं । 

प्रत्येक पाँचवें साल ब्लॉक समिति का चुनाव होता है। इस तरह ब्लॉक समिति 
के सदस्य पाँच वर्ष के लिए चने जाते हैं । 


कारें 


तुमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत अपने गाँव की सफ़ाई, शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करती है। गाँव के और अधिक विकास के लिए विशेषज्ञों और 
धन की आवश्यकता होती है । ब्लॉक समिति के पास विभिन्‍न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं 
जैसे, कृषि विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, जानवरों के डॉक्टर इत्यादि । ये विशेषज्ञ ब्लॉक 
समिति के अन्तर्गत आने वाले गाँवों में जाकर गाँवों के विकास में ग्रामीण जनता की' 
मदद करते हैं। किसानों को उत्तम और सुधरे बीज दिलवाना, खाद इत्यादि वितरित 
करना, शिक्षा का प्रचार करना, बीमार जानवरों की दबा दारू करना, जानवरों की 
नस्ल सुधारना इत्यादि काम ये विशेषज्ञ करते हैं । । 

निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना ब्लॉक 


समिति का महत्त्वपूर्ण काम है। ग्राम पंचायतों के काम की देख-रेख को ब्लॉक समिति 
ही करती है। 


पंचायती राज ः 4] 
आप के साधन 





ब्लॉक समिति के कार्यों से हमें पता 
चलता है कि उसे अपने क्षेत्र के सामुदायिक 
विकास के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता 
है । इस धन को वह दो मुख्य साधनों द्वारा 
इकट॒ठा करती है । एक तो कर लगाकर और 
दूसरे राज्य सरकार से अनुदान और वित्तीय 
सहायता लेकर । ब्लॉक समिति मकान और 
जमीन पर कर लगा सकती है और बिजली 
पानी आदि सेवाओं के लिए उपयोग करने 
वाले व्यक्तियों से उसका खर्च ले सकती 
है । मेला और बाजारों में कर लगाना और 
जनता से चंदा अथवा श्रम के रूप म॑ सहायता 
लेना भी ब्लॉक समिति के अधिकार में आता है । 

कई राज्यों में राज्य सरकार लगान 
का कुछ हिस्सा ब्लॉक समिति को अनुदान के 
रूप में दे देती है। इसके अलावा भी राज्य 27 
सरकार इन संस्थाओं को कई तरह से 
वित्तीय सहायता देती है । 








ब्लॉफ समिति और सामुदायिक विकास 

ब्लॉक समिति और सामुदायिक विकास 
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा हम देख चुके 
हैं कि सामुदायिक विकास योजना पहले 
शुरू की गई। इसके पश्चात्‌ विकास कार्यों . 
में जनता का सहयोग प्राप्त करने के हेतु ब्लॉक 
समितियाँ और ज़िला परिषद्‌ बनाई गई | पंचायती राज संत्याओं के कार्य 


42 ः इमारा नागरिक जीवने 


क्षेत्र विकास अंधिकारी (बी० डी० ओ०) सामुदायिक विकास का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति के साथ ही काम करता है। जिस तरह 
प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने गाँव के विकास की योजना बनाती है उसी तरह प्रत्येक ब्लॉक 
समिति इन ग्राम विकास योजनाओं के आधार पर अपने ब्लॉक के विकास की योजना 
बनाती है। इस विकास योजना को कार्यान्वित करना बी० डी० ओ० का मुख्य कार्य है। 
ब्लॉक समिति की सफलता समिति के प्रधान और बी० डी० ओ० पर निभेर है। यदि ये 
ब्फैशों मिलकर सहयोग से काम करते हैं तो उस ब्लॉक में विकास के बहुत कार्य पूरे हो 
जाते है। 


जिला पर्षिद 


जिल' परिषद्‌ पंचायती राज की तीसरी और सबसे ऊँचे स्तर की श्रेणी है। 
भारत की स्वतंत्रता के पहले से जिला प्रशासत का महत्वपूर्ण घटक रहा है। इस स्तर पर 
स्थानीय प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे कलेक्टर और जिला न्यायाधीश काम 
करते हैं| जिला जनता का जाना पहचाना स्थान है क्योंकि किसी न किसी काम से 
लोग इस जगह आते रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर पंचायती राज की एक श्रेणी बनाना 
बहुत आवश्यक था । 


रचना 


। ज़िला परिषद्‌ की रचना बहुत कुछ ब्लॉक समिति की रचना ज॑सी होती है । जो 
व्यक्ति समितियों के प्रमुख चुने जाते हैं, वे ज़िला परिषद्‌ के सदस्य बन जाते हैं। जिले 
के चुने गए राज्य की विधान सभा और विधान परिषद्‌ के सदस्य तथा संसद के लिए 
चुने गए सदस्य भी जिला परिषद्‌ के सदस्य होते हैं । ब्लॉक समितियों की भाँति जिला 
परिषद्‌ भी स्त्री, परिगणित जाति आदि के प्रतिनिधियों को सदस्य बना सकती है । 
वेसे जिलों परिषद्‌ की रचना और कार्यों के विषय में राज्यों में अलग-अलग 
कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जिला परिषद्‌ के कुछ सदस्यों का 
चुनाव जनता स्वयं करती है। 


पंचायती राज 43 


| प्रत्येक परिषद्‌ में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुना जाता है । 
ब्लॉक समिति के समान इन्हें भी अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता 


है ! का परिषद्‌ में भी ब्लॉक संमिति के समान प्रत्येक निर्णय बहुमत के द्वारा लिया 
जाता है। ( ह 


कार्य . 

ज़िला परिषद्‌ का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितियों के कार्यों पर 
देख-रेख रखना है। वह इनके कार्यों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देती है। पंच- 
* ब्षोय योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों को कार्योन्वित करना जिला परिषद्‌ का 
उत्तरदायित्व है । वह जिले की खेती के उत्पादन, निर्माण कार्य इत्यादि पर नज़र रखती 
है। जिले की ब्लॉक समितियों की विकास योजनाओं के आधार पर ज़िला परिषद्‌ संपूर्ण 
जिले की योजना तैयार करती है। ह 

कार्य की सुविधा के लिए ब्लॉक समितियाँ और ज़िला परिषदें अपनी उप-समितियाँ 
बना लेती हैं । ये उप-समितियाँ भिन्न-भिन्न विषयों पर काम करती हैं, जैसे निर्माण 
कार्य, उत्पादन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त, जन कल्याण इत्यादि । 


आय के साधन 


ब्लॉक समिति के समान ज़िला परिषद्‌ के भी अनुदात और कर आय के मुख्य 
साधने हैं। राज्य सरकार से ज़िला परिषद्‌ को अनुदान और वित्तीय सहायता मिलती 
है। इसके अतिरिक्त ज़िला परिषद्‌ को अपने मकानों तथा दुकानों से किराया भी 
मिलता है । 


पंचायती राज ओर राज्य सरकार 


- भारत के संविधान के विषय में कुछ बातें तुमने चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक सें 
पढ़ी होंगी । इस संविधान में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि 
उन्हें प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना करनी चाहिए | निर्देश में आगे कहा 


44... हमारा मागरिक जीवन 


गया है कि इन ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार देकर मज़बूत बनाना चाहिए। 

इस निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकारें पंचायत और अन्य पंचायती राज की 
संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए हर तरह की मदद देती हैं। पंचायती राज की 
संस्थाएँ अभी नई हैं। हमारे गाँव के लोग अधिकतर अनपढ़ और गरीब हैं। इन सब 
कारणों से पंचायती राज की संस्थाओं पर राज्य सरकार देख-रेख और नियंत्रण 
रखती है। ह 

जिले के स्तर पर कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर राज्य सरकार का-प्रतिनिधि होता 
है। कलेक्टर ज़िले के शासन की देखभाल करता है। वह शासन के अधिकारी और 
पंचायती राज की संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय लाने का प्रयत्न करता है। 
इसी तरह का काये बी० डी" ओ० ब्लॉक स्तर पर करता है। बी० डी० ओ० राज्य 
सरकार का अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति और ब्लॉक के विशेषज्ञों के बीच 
सहयोग का वातावरण बनाने का कार्य करता है। 


जक्यपातत 


. पंचायती राज किसे कहते हैं ? ॥ 

2. पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के नाम लिखो । ये संस्थाएँ किन-किन स्तरों पर 
काम करती हैं ? 4 ह 

. पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? 

- स्थानीय शासन क्‍यों आवश्यक है ? 

. ब्लॉक समिति की रचना जिला परिषद्‌ की रचता से किप्त तरह समान है ? 

- ब्लॉक सप्रिति के भुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ? 

« पंचायती राज और राज्य सरकार का आपस में क्‍या संबंध है? 

- जिला परिषद के सदस्य कौत होते हैं? सही (५/) चिह्न लगाओ : 
(क) ब्लॉक समिति के प्रभुख 


060 "3 ७ (० +> 


पंचायती राज | 45 


(ख) लोक सभा के सदस्य 
(ग) सामुदायिक विकास मंत्री 
(घ) बी० डी० ओ० 

(ड) विधान सभा के सदस्य 


कुछ करने को 


. ब्लॉक समिति के कार्यालय जाकर उसके कार्यों की सूची बताओ | 
2, एक चार्ट बनाओ जिममें पंचायती राज की विभिन्‍न श्रेणियों के आय के साधन 
दिखाओ । 





नगरपालिका हमारे पाल- 


पड़ोस को स्वच्छ और युन्दर ब्रनाती है 


अध्याय 7 


नगरपालिकाएँ तथा नगरनिगम 


पी का पानी, रोशनी, सांफ़ सड़कें और गलियाँ, औषधालय, शिक्षा, पार्क आदि ऐसे 
विषय हैं जो हमारे देनिक जीवन से संबंधित हैं। इन सबका प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों में 
कौन-सी संस्थाएं करती हैं, यह तुम जान चुके हो । शहरी क्षेत्रों में इन सब सुविधाओं . 
की व्यवस्था नगरपालिकाएँ तथा तगरतिगम करते हैं। 
नंगरों की आबादी घनी और उनकी समस्याएँ अधिक जटिल होती हैं। इतको 
पूरा करने के लिए उनके पास साधन भी अधिक होते हैं। इसलिए नगरों का स्थानीय 
शासन गाँवों से बहुत कुछ भिन्‍न होता है। किस नगर का स्थानीय शासन किस प्रकार 
का होगा, इसका निश्चय राज्य अथवा केन्द्र की सरकारें कानून द्वारा करती हैं। जो 
नगर केन्द्रीय क्षेत्रों में होते हैं उनके लिए केद्धीय सरकार कानून बनाती है, जैसे दिल्‍ली 
तथा चंडीगढ़ | नगरों के स्थानीय शासन को जनसंख्या तथा आय के आधार पर बाँटा 
जाता है। कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों की स्थानीय संस्थाओं को नगरपालिकाएँ 
कहते हैं| अधिक जनसंख्या वाले बड़े-बड़े नगरों की स्थानीय संस्थाओं को नगरविगम, 
महानगरपालिका अथवा कार्पोरेशन कहते हैं। इनका कार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है।इस 
श्रेणी में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, 
पटना, जबलपुर आदि आते हैं। देश में लगभग 30 से भी अधिक नगरनिगम हैं । 


तगरपालिकाएँ 


नगरपालिकाओं के अधिकतर सदस्य नगर की जनता द्वारा छूने जाते हैं। सदस्यों 
की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। यह संख्या पन्द्रह से 
लेकर लगभग साठ तक होती है। जनता द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि कभी-कभी कुछ 


48 हमारा नागरिक जीवन 


. अनुभवी सदस्यों को भी चुनते हैं जितको विशिष्ट सदस्य (एल्डर मे) कहा जाता है । 
ये सब मिलकर नगरपालिका बनाते हैं । 


चुनाव-प्रणा ली । 

चुनाव के लिए प्रत्येक नगरपालिका वार्डों में बाँट दी जाती है। हरिजनों के लिए 
उनकी जनसंख्या के अनुपात से सीटें रिज़र्व कर दी जाती हैं | नगरपालिकाओं के चुनाव 
में मतदान के लिए एक व्यक्ति को देश का नागरिक और उस नगर का निवासी होना 
चाहिए | उसका नाम मतदाताओं की सूची में भी होना आवश्यक है। नगरपालिका के 
लिए मतदाता की आयु कम से कम 2! वर्ष और सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष 
होनी चाहिए । ह 


नगरपालिकाओं के पदाधिकारी ह 

प्रधात तथा उप-प्रधान : नगरपालिकाओं के प्रधानों का चुनाव कुछ राज्यों में सीधे 
जनता दवारा तथा कुछ राज्यों में चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रधान के 
अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका में एक या दो उप-प्रधान भी चुने जाते हैं। प्रधान की 
अनुपस्थिति में उप-प्रधान कार्य संचालन करते हैं । | 

स्थायी अधिकारी : निर्वाचित अधिकारियों के . अतिरिक्‍त प्रत्येक नगरपालिका में 
कुछ वेतन पाने वाले उच्च अधिकारी भी होते हैं। वे इस प्रकार हैं : एक्जीक्यूटिव 
आफिसर, सेक्रेटरी, स्वास्थ्य अधिकारी, सेनीटरी इन्सपेक्टर, स्यूनिसिपल इंजीनियर, 
ओवरसियर, चुंगी अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ आदि । 


नगरपालिकाओं के कार्य 
नगरपालिकाएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित कार करती हैं : 


सावंजनिक स्वात्थ्य संबंधों कार्य 


तुम्हें यह कहावत मालूम होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। 
स्थ शरीर के बिना कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता | बेती-बाड़ी, उद्योग धन्स्े, 


तगरपालिकाएँ तथा सशगश्निगस 49 


बाणिज्य-व्यापार, देश की रक्षा औ - गों 
हक 0 और उसका शासन सभी के लिए हृष्ट-पुष्ट नागरिक 

सावेजनिक स्वास्थ्य के लिए पहली जरूरत सफ़ाई की है। शहरों में बड़ी तेजी 
से कुड़ा-कचरा जमा होथा है। इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। तगरपालिकाएँ 
इसकी बाहर फेंकने का प्रबन्ध करती हैं। गंदे पानी को शहर या गाँव से बाहर ले जाने 
के लिए नालियों की. जरूरत होती है। स्वास्थ्य के लिए मकानों को हवादार होना 
चाहिए । इसके लिए तगरपालिकाएँ नियम बनाती हैं । 

जनता को महामारी और दूसरे रोगों से बचाने के लिए चेचक, हैजा, तपेदिक 
आदि के टीकों का भी प्रबन्ध, नगरपालिकाएँ करती हैं। सड़कों तथा दूसरे स्थानों पर 
ग़न्दगी ने हो इसलिए पेशाबधर और पाखाने भी बनाए जाते हैं। बीमारों के इलाज के 
लिए नगरपालिकाएँ औषधालय एवं अस्पताल भी खोलती हैं । 


सार्वजनिक सुविधा 


सार्वजनिक सुविधा के लिए अच्छी और चोड़ी सड़कों की आवश्यकता है। टूटी- 
फूटी सड़कें सभी के लिए हानिकारक हैं। शहर के भीतर की सड़कों की मरम्मत आदि 
का कार्य नगरपालिकाओं दुबारा ही पूरा किया जाता है। सड़कों के साथ-साथ घरों, 
सरकारी और व्यापारी दफ़्तरों तथा उद्‌योग-धः्धों में बिजली तथा पानी की आवश्य- 
कता होती है । इसलिए नगरपालिकाएँ बिजली और पानी का प्रबन्ध करती हैं। 

यात्नियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी नगरपालिकाएँ 
लगवाती हैं। वृक्षों से आसपास के क्षत्र की सुन्दरता बढ़ जाती है । वृक्षों के कारण 
स्थान का तापमान ठीक बना रहता है और वर्षा भी अच्छी होती है। कुछ नासमझ 
व्यक्ति इसका महत्त्व नहीं समझते और अपने स्वार्थ के लिए इनको काट दैते हैं । 


तावंजनिक शिक्षा . ह | 
शिक्षा का मानव-जीवन में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा व्यक्ति को 


50 हमारा नागरिक जीवन 


कौशल सिखाती है। शिक्षा उसे अच्छा नाग- 
रिक बनाती है । शिक्षा से जीवन सुखी और 
समृद्ध तथा समाज उच्नत होता है। नगर- 
पालिकाएँ शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध 
करती हैं। | 

शिक्षा कार्य स्कूल की चारदीवारी तक 
ही सोमित नहीं होता । उसके और भी 
साधन हैं, जसे पुस्तकालय, अजायबघर, 
चिड़ियाघर आदि। नगरपालिकाएँ इनका 
भी प्रबन्ध करती हैं। 


सार्वजनिक सुरक्षा 


आग बुझाने के लिए दमकलों या 
फायर इंजन का प्रबंध करना तथा खाद्य 
पदार्थों में मिलावट रोकना, सार्वजनिक मार्गों 
पर से रुकावट हटाता आदि कार्य भी नगर- 
पालिकाओं के अंतर्गत आते हैं । 

देश की सभी नगरपालिकाओं के कार्य 
समान नहीं हैं। नगरपालिकाओं के कार्यों का 
निश्चय राज्यों की सरकारें कानून दुवारा 
तय करती हैं। यदि कोई नगरपालिका अपने 
अधिकार क्षंत्र से! अधिक कार्य करना चाहे 
तो उसको अपनी राज्य सरकार से अनुमत्ति 
लेनी पड़ती है। 


आय के साधन हि 
() नगरपालिकाओं की आय के 
मुख्यतः निम्नलिखित साधन हैं : 





लगरपालिका की आय के सुख्य साधन 


नगरपालिकाएँ तथा नगरनिर्ग्म 


(अ) नगर में बाहर से आने वाले माल पर लग ।; 
(आ) मकानों और जमीनों पर कर। मी 
(इ) व्यापार ओर पेशों पर कर । 
(ई) पानी, रोशनी, सफ़ाई, इत्यादि सुविधा प्रदान करने की फीस । 
(उ) सवारी, इक्के, ताँगे, बग्घी, मोटर, नाव, गाड़ी, ठेले, साइकिल इत्यादि पर 
कर । 
(ऊ) म्युनिसिपल जायदाद जैसे मार्केट, मकान इत्यादि से आमदनी । 
(2) सरकारी सहायता : प्रायः प्रत्येक नगरपालिका को राज्य सरकार की ओर 
से एक बंधी हुई वाषिक सहायता मिलती है। 


(3) ऋण : नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की अनुमति से ऋण लेने का 
अधिकार होता है. । 


तगरपालिकाओं की कार्य पद्धति 


नगरपालिका अपना कार्य सदस्यों तथा कर्मचारियों के सहयोग से चलाती है । 
नगर का शासन-प्रबन्ध विभिन्‍न विभागों द्वारा सम्पत्त किया जाता है। इन विभागों 
' में निम्नलिखित विभाग मुख्य हैं : 
शिक्षा विभाग : इस विभाग का मुख्य कार्य लड़के-लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध 
करना है। इस विभाग की देख-रेख एक शिक्षा अधीक्षक (सुपरिनटेंडेंट) करता है। शिक्षा 
विभांग नगर के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की देखभाल भी करता है। 
चुँगी विभाग : यह विभाग एक चुंगी अधिकारी के आधीत कार्य करता है। नगर 
के चारों ओर चंगी वसूल करने की चौकियाँ होती हैं । उन स्थानों की देखे-रेख करना 
तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करता जो चुंगी न दें, इस विभाग का मुख्य 
'कार्य होता है। रा ह ५ 
| पान्ती एवं बिजली विभाग : इस विभाग का कार्य नगर में पाती एवं बिजली की 
उचित व्यवस्था करना होता है। ह 


स्वास्थ्य विभाग : यह विभाग एक स्वास्थ्य भधिकारी के अधीन कार्य करता है। 


52 . हमारा नागरिक जौवत 


स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता के लिए अनेक सफ़ाई दरोगा (सेनीटरी इन्स्पेक्टर), 
टीका लगाने वाले इत्यादि रखे जाते हैं। चिकित्सालयों का प्रबन्ध भी इसी विभाग 
द्वारा होता है। 

इंजोनियरिंग विभाग : यह विभाग एक सुयोग्य म्यूनिसिपल इंजीनियर के आधीन 
होता है। विभाग का मुख्य कार्य सड़कों, गलियों, नालियों, तालाबों, बाजारों, पाठ- 
शालाओं तथा तगरपालिका के आधीन भवनों का निर्माण तथा उनकी देख-रेख करना 


होता है । 
नगरनिगम 


भारत के लगभग सभी बड़े-बड़े नगरों में नगरनिगमों द्वारा स्थानीय शासंन के 
कार्य पूरे किए जाते हैं। दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े-बड़े नगरों के अलावा 
कानपुर, भागरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, पटना 
आदि अनेक बढ़े नगरों में भी नगरनिगम स्थापित किए जा जुके हैं। इप्ती प्रकार के अन्य 
बड़े नगरों में भी नगरनिगमों की स्थापना की जा रही है। 

नगरनिगम का संगठन : तगरनिगमों के अध्यक्ष को महापौर (मेयर) कहा जाता 
है। महापौर का चुनाव नगरनिगम के सदस्यों दवारा किया जाता है। महापौर के 
अलावा एक उपमहापौर तथा लगभग 50 से लेकर 50 तक सभासद होते हैं। इनका 
चुनाव पाँच वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है । जनता द्वारा चुने 
हुए थे प्रतिनिधि कभी-कभी कुछ अनुभवी सदस्यों को चुनते हैं जिनको विशिष्ट सदस्य 
(एल्डर मेन) कहा जाता है । ये सब सदस्य मिलकर नगरनिगम बनाते हैं , 

समितियाँ : नगरनिगम का दिन-प्रतिदिन का कार्य कुछ समितियों द्वारा किया 
जाता है। इन समितियों में पाँच से लेकर बारह तक सदस्य होते हैं ; प्रत्येक समिति का 
एक अध्यक्ष होता है। ये समितियाँ मुख्यतः शिक्षा समित्ति, स्वास्थ्य समिति, निर्माण 
सभिति आदि नामों से जानी जाती हैं । 

सुरुष नंगर अधिकारी (म्युनित्तिपल कमिश्नर) : प्रत्येक नगरनिगम में एक मुख्य 
पदाधिकारी होता है । यह पदाधिकारी जनता द्वारा चुना नहीं जाता । इसकी नियुक्ति 
होती है। इसका मुख्य कार्य नगर सभा के निर्णय और नगर भ्रमुख के आदेशों का पालन ' 


नगरपालिकाएँ तथा नगरनिगम ».. 53 


करना है। इस काय॑ में अन्य कई कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं। उनमें इंजीनियर, 


डॉक्टर और शिक्षाविद्‌ मुरुष हैं। मुख्य नगर अधिकारी इन विभागाध्यक्षों के काम की 
देख-रेख रखता है । | 


नगरतिगम के कार्य 


नगरपालिकाओं तथा नगरनिगम के कार्य लगभग एक समान हैं। इन कार्यों 
को अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यो के अन्तर्गत बाँटा जा सकता है। अनिवार्य कार्यों में 
स्वास्थ्य की देख-रेख, सड़कों तथा गलियों का निर्माण तथा रख-रखाव, रोशनी का प्रबन्ध 
और प्रारंभिक शिक्षा शामिल हैं। पार्क, अजायबधर और, स्नानागार बनाना आदि 
ऐच्छिक कार्य माने जाते हैं। इन सभी कार्यों को नगरनिगम, नगरपालिकाओं की भाँति 
पूरा करते हैं । ह ह 
. नगरपालिकाओं और नगरनिगमों के कार्यों पर राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारों की 
देख-रेख रहती है । यदि वे इनके कार्यों से संतुष्ट न हों तो वे इनके विरुद्ध कार्यवाही 
कर सकती है। यदि ये संस्थाएँ ठीक ढंग से कार्य न कर रही हों तो सरकार इन्हें भंग 
कर सकतो है । वेसे नंगर की स्थानीय संस्थाओं और राज्य सरकारों का आपसी संबंध 
सहयोग का है, संघर्ष का नहीं। सबका उद्देश्य एक ही है--जनतता की सेवा और देश 
की उन्नति । इसलिए इन सबसें सहयोग होना आवश्यक है । 


अभ्यास 


. नगरनिगम तथा नगरपालिका में क्‍या अंतर होता है ? 

. नगरपालिका किन-किन व्यक्तियों को मिलाकर बनाई जाती है ? 

. नगरपालिकाओं का चुनाव किस प्रकार होता है ? 

, नगरपालिका के चार स्थायी अधिकारियों के नाम बताओ । 

, नगरपालिकाएँ सार्वजनिक, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सुविधा के लिए क्या-क्या कार्य 
फद्सी हैं ! 


ऊ च ( व रा 


54 हमारा नागरिक जीवन. 
6. स्कूल के क्षत्तिरिक्‍्त, शिक्षा के तीन अन्‍य साधनों के नाम बताओं। 
7. नगरपालिकाओं के आय के मुख्य स्रोत क्‍या हैं ? 
8. नगरनिगम किन व्यक्तियों को मिलाकर बनाया जाता है ? 
9. नगरनिगम के मुख्य कार्य क्‍या हैं ? 
0. सही शब्दों को रिवत स्थानों में भरिए : 
(क) नगरपालिका के आय-व्यय का वाषिक बजट''''*' तैयार करता है। 
(मुख्य नगर अधिकारी, शिक्षाविद, शिक्षा अधिकारी) 
(ख) नगरपालिका के खर्चे के लिए कुछ घन-राशि'-***'से प्राप्त होती है। 
(सरकार, सदस्यों, कर्मचारियों) 
(ग) स्थानीय शासन जलता से'**** “वसूल करता है । 
(आयकर, चुंगी, बिक्री कर' 
कुछ करने को 


नगरपालिका के दफ्तर जाकर उसके विभागों ओर उनके कार्यों की सूची बनाओ । 


मध्याय ह 


ज्िज्ञा शासन, 


हुमारा देश विशाल अनातांब्िक देश है। हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख 
वर्ग किलोमीटर है।। अतः एक ही स्थान से इतने बड़े देश का शासन चलाना न तो. 
आसान कार्य है और न हीदेश के लिए हितकर। आज के युग में राज्य के कार्य भी 
इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनको पूरा करने के लिए लाखों कर्मचारियों और बहुत धन 
की आवश्यकता होती है। जैसा तुम जानते हो, समस्त भारत में 22 राज्य व 9 केन्द्र 
शासित प्रदेश हैं । राज्यों व प्रदेशों को कमिश्नरी, जिलों, सब-डिवीजनों, तहसीलों तथा 
परगनों में वाट दिया गया है। प्रत्येक भाग एक अधिकारी को देख-रेख में कार्य करता 
है। हन भागों में ज़िला एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिलों के अच्छे शासन प्रबन्ध पर ही 
सारे रोज्य की उन्नति निर्भर करती है। अत: जिले के शासन प्रबन्ध का ज्ञान देश के 
अत्येक नागरिक को होना जाहिए।... 
' जिले के शोसन पंबस को हु मुद्यत; चार भागों में बाँट सकते हैं। जिला शासन 
का. पहला कार्य: शार्ति और उबरुबा ब८ं(एँ रखना है। दूसरा कार्य जिलों के किसानों 
से भूमिकर आदि वसूल करना है) तीरंस कार न्याग्र संबंधी है। चोथा कार्य नागरिक 
सुविधाएँ एवं सेवाओं की सही दशा में हटाए रखना है ।.. 
... जिले के शासन प्रवत्ध को संचाद़ रूप से चलाने के लिए सेकड़ों कर्मचारी कार्य 
करते हैं। इन कर्मचारियों में से जिलाधीश या कलेक्टर (कहीं-कहीं इसे डिप्टी कमिश्नर . 
भी कहते हैं), डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कासूनगो, लेखपाल, 
नियोजन अधिकारी, पुलिस सुपरिनटेंडेंट, डिप्टी पुलिस सृपरिनटेडेंट, थानेदार, जेलर, 
सिविल सर्जन, जिल। जज, अतिरिक्त जिला जज, मु सिफ, जिला विद्यालय, निरीक्षक, 
सत्र जज, कृषि अधिकारी आदि के ताम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


56 ५, हमारा नागरिक जीवत 


ज्षिलाधीश या कलेक्टर ु 

जिलाधीश या कलेक्टर शासन प्रबन्ध की दृष्टि से जिले का सबसे ऊँचा अधिकारी 
होता है। इस पद पर बहुत ही कुशल और अनुभवी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। 
कलेक्टर के पद पर प्रायः उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता हैं जिन्होंने भारतीय 














लि यो पर 
(ब्लोक विकास अधिकारों) 








स्वास्थ्य, गिक्षा अध्यक्ष, दनाक गा 


और सावंजनिक 
निर्माण विभागों के 
जिला स्तर के ग्धिकारी 









डिप्टी सुपरिनटेंडेंट 'पुलित 





सकिल इंस्पेक्टर 


विस्तार अधिकारी 
(विपय विशेषज्ञ | 










सरपंच, 
ग्राम पंचायत 


[सिचिब, ग्राम पत्॥ 


ज़िला शासत 


ज़िला शासन | 57 


प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) की उच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो। जिले 

के भीतर होने वाले लगभग सभी कार्यों की देखभाल उश्ली को करनी पड़ती है। ज़िले में 
न्ति व्यवस्था कायम करना, मालगुज़ारी वसूल करन” जिले की जेलों, शिक्षा संस्थाओं 

अस्पतालों, सड़कों, इमारतों आदि की देखभाल करन। उसके मुख्य कार्य हैं। । 


शान्ति और व्यवरथा 


जिला शासन प्रबन्ध के अन्तर्गत पहली और मुख्य बात जिले में शान्ति और 
व्यवस्था कायम-रखना है। जिले के कलेक्टर की सफलता इसी बात से जानी जा सकती है 
कि वह जिले में शान्ति बनाए रखने में कहाँ तक सफल होता है। इस कार्य को पूरा 
करने के लिए ज़िले के सारे पुलिस कर्मचारी, पुलिस सुपरिनटेंडेंट, थानेदार इत्यादि 
उसी की देख-रेख में काम करते हैं । 

कभी-कभी ज़िले के नगरों या गाँवों में बड़े पमाने पर झगड़े तथा दंगे हो जाते 
हैं। ऐसे समय में जिले में शान्ति तंथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कलेक्टर को 
विशेष उपाय करने पड़ते हैं। परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाने पर कफ्यू' लगा दिया 
जाता है। दफा 44 भी लगा दी जाती है। अधिक व्यक्तियों को एक ही स्थान' पर 
इकट्ठा होने को मनाही कर दी जाती है। लाठी, बलल्‍लम आदि शस्त्र लेकर चलना मना 
हो जाता है । 

शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की भूमिका मुख्य होती है । आम 
जनता तो पुलिस को ही सरकार समझती है। पुलिस का सिपाही ही आम जनता के सबसे 
अधिक संपक में आता है। पुलिस दो प्रकार की होती है--एक साधारण और दूसरी 
खुफ़िया । दोनों प्रकार की पुलिस के अपने अलग-अलग कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। 
खुक़िया पुलिस का काम गुप्त संगठनों तथा अपराधों का पता लगाना होता है । 

जिले की पुलिस अधिकारी सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस (एस० पी०) कहलाता है । 
प्रायः वही व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता है जिसने अखिल भारतीय पुलिस 
सेवा (आई० पी० एस०) की परीक्षा में सफलता पाई है। एस० पी० की सहायता के लिए 
डिप्टी सुपरिनटेडेंट ऑफ पुलिस, सकिल इन्सपेक्टर, इंसपेक्टर, सव-इन्सपेक्टर, हेड 


58 7४ ह है .. हमारा नागरिक जौवन 


कॉस्टेबिल तथा कॉस्टेबिल कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों का काम अपने-अपने क्षेत्र में 
शान्ति कायम रखना होता है। प्रत्येक जिले में पाँच-ग्रा. छः सकिले होती हैं। सकिल का 
+ अधिकारी सकिल इन्सपेक्टर कहलाता है। परह्येकू/क्किल में ब्रगभग 40 थाने होते हैं। 
: “जिनका अधिकारी सब इन्सपेक्टर पुणिस कहलाखि हक अत् कअतेमें मं शी या भोहरिरं 
होते है जो जुर्मों की रिपोर्ट लिखते हैं। इनके अलोच्/हर एक धाते में आठ या दस 
सिपाही तथा हेड कास्टेबिल होते हैं। थाने के आधीत कुछ चौकियाँ (पुलिस आउट पोस्ट) 
होंती हैं जो एक हेड कॉस्टेबिल के आधीन कार्य, करती हैं। कुछ अन्य. सिपाही उसकी 
सहायता करते हैं। प्रत्येक गाँव में-पुलिस की ओर से एक चौकीदार होता है। यह 
अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करता हैं। | 






जैलों का प्रबन्ध 


. प्रत्येक जिले में एक जेल होती है । वहाँ पर वे सभी अपराधी रखे जाते हैं जो 
कानूनों को तोड़ते हैं | जेल के बड़े अफसर को 'जेलर' कहते हैं। उसके नीचे के अधिकारी 
को 'डिप्टो जेलर' कहते हैं। स्त्रियों तथा बच्चों के लिए वेसे तो अलग-अलग जेलों का 
प्रबन्ध है किन्तु जहाँ ऐसा संभव नहीं, वहाँ उनके लिए ज़िला जेल में ही अलग वाड्ड 
बना दिया जाता है। 

..... स्वतत्नता से पूर्व जेलों की दशा बहुत हो खराब थी। जेलों से निकलकर अपराधी 
एक परश्त् तागरिक के स्थान पर और भी भयंकर अपराधी बन जाते थे। अपराधियों 
को. अच्छा बचाने-की कोशिश नहीं की जाती थी । उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा भी नहीं 
'दी जाती बी) आजकल"हँमा री सरकार इस ओर विंशष ध्यान दे रही है। कैदियों को 
काम जे डी बुनना, कालीन बुनना आदि सिखाए जाते हैं। 






 .. हमने पढ़ा कि पुलिसलेंप काम प्रेम मांगरिकों की सहायता करना और उनके अधिकारों 
की रक्षा करना है। उसी प्रकार हमारा भी कत्तंव्य है कि पुलिस को शान्ति बनाए रखने 
तथा अपराधों की रोकथाम में सहायता करें। नागरिकों की सहायता से ही पुलिस अपने 
कार्य में सफलता प्राप्त कर सकती है। अपराधियों का पता बताना, उन्हें किसी प्रकार 


ज़िला शासन | ॒ ....$9 


की सहायता या शरण न देनों, न्यायालय में उनके विरुद्ध गवाही देना आदि कार्य 
दवारा नागरिक पुलिस के कार्य में सहयोग कर सकते हैं । ह 


भृसि प्रबन्ध, कर तथा मालगुजारी की वसूलो 


.... किसानों के भूमि संबंधी सभी कागज़ों की देखभाल, करों और मालगुज़ारी की 
वसूली करना, जिला शासन का दूसरा मुख्य कार्य है। भूमि संबंधी मामलों की देखभाल 
और भूमि से संबंधित झगड़ों के फंसलों के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 
कातूनगो तथा लेखपाल (पटवारी) जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं । प्रत्येक जिला 
कुछ तहसीलों में बँटा होता है । प्रत्येक तहसील में कुछ परगने तथा अनेकों गाँव होते 
हैं। तुमको यह भली-भाँति मालूम है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अतः 
कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, उसकी नाप, उसमें पंदा होने वाली उपज तथा लगान 
(भूमि कर) की वसूली आदि का ब्यौरा रखना आवश्यक होता है । तहसील-स्तर पर ये 
सब कार्य तहसीलदार की देख-रेख में होते हैं। इस कार्य में उसकी सहायता के लिए 
तायब तहसीलदार, कानुनगो तथा लेखपाल होते हैं। लेखपाल तीन या चार गाँवों के 
भूमि संबंधी कागजात रखता है। वह भूमि संबंधी कई कार्यों के लिए गाँव वालों की 
सहायता करता है । 

जिला प्रशासत को कभी-कभी अचानक आई हुई विपत्तियों का भी सामना 
करना पड़ जाता है। ऐसी विपत्तियों में अकाल, महामारी तथा बाढ़ प्रमुख हैं। जिला: 
धीश और उसके आधीन हजारों कर्मचारियों को ऐसे समय में बहुत अधिक कार्य करता 
होता है । नागरिकों को भी ऐसे समय में ज़िला प्रशासन की हर संभव सहायता करनी 
चाहिए | ह 


न्याय शासन प्रबन्ध 

जमीन, मकान, कर्जा आदि बातों को लेकर कभी-कभी नागरिकों में आपस में 
और कभी-कभी नागरिकों तथा जिले की सूरकार में मुकदमेबाज़ी हो जाती है। ये 
मुकदमे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के मुक्तेइमों का फैसला दीवानी अदालतों 


60 हमारा नागरिक जीवन 


द्वारा तथा दूसरे प्रकार के मुकदमों का फंसला फोजदारी अदालतों द्वारा होता है। 
दीवानी अदालतों में केवल उन मुकदमों की सुनवाई होती है जिनका संबंध जायदाद, 
रुपए का लेन-देन इत्यादि से होता है। फौजदारी के मुकदमे चोरी, मारपीट, हत्या आदि 
से संबंधित होते हैं। . 





सिविल जज जिला मैजिस्ट्रेट 


मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 













२ 


मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी 
मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी 





न्याय पंचायत 


न्यायालयीन व्यवस्था 


जिला शासन - | 6 


अतः प्रत्येक जिसे में न्‍्याथ के लिए दीवानी तथा फौजदारी नामक दो प्रकार की 
अदालत होती हैं। दीवानी अदालतों में ज़िला जज, सिविल जज, मुसिफ आदि की 
भदालतें होती हैं। फौजदारी अदालतों में, जिला-स्तर की सबसे बड़ी अदालत सेशन जज 
की होती है। सेशन जज की अदालत में फौजदारी के संगीन मुकदमे जंसे हत्या, बड़ी 
डकतियां आदि की सुनवाई होती है। सेशन जज की अदालत से नीचे प्रथम, दृवितीय 
तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की अदालतें होती हैं। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दो वर्ष 
तक की सज़ा और एक हज़ार रुपया तक जुर्माना कर सकता है। द्वितीय श्रेणी के 
मजिस्ट्रेट छः महीने की सजा और दो सौ रुपया तक का जुर्माना और तृतीय श्रेणी 
के मजिस्ट्रेट एक महीने तक की सज़ा और पचास रुपया तक का जुर्माना कर सकता है। 


तागरिक सुविधाएँ एवं सेवाओं का प्रबन्ध 

नागरिक सुविधाओं एवं सेवाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात का 
प्रबन्ध, सरकारी इमारतों व सड़कों की देखभाल आदि कार्य आते हैं। जिले में स्वास्थ्य 
सेवाओं की देखभाल का मुख्य उत्तरदायित्व 'सिविल सर्जन' का होता है। जिले के सभी 
सरकारी. अस्पतालों की देखभाल सिविल सर्जन करता है। 

जिला-स्तर पर शिक्षा विभाग की देखभाल ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा की 
जाती है! समस्त सरकारी एवं गर सरकारी स्कूलों की देखभाल उसके आधीन होती 
है। स्कूलों का निरीक्षण, उनमें पढ़ाई का उचित प्रबन्ध करना तथा अध्यापकों के अधि- 
कारों की रक्षा करना उसी का काम है। 

सरकारी इमारतों तथा राज्य की मुख्य सड़कों का निर्माण तथा देखभाल सावं- 
जनिक निर्माण विभाग के आधीन होता है। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कार्यकारी 
इंजीनियर होता है। 


कलेक्टर और पंचायतों राज | 
हम पहले पढ़ चुके हैं कि कलेक्टर जिला शासन का मुख्य अधिकारी होता है। 
वह राज्य सरकार की ओर हे 'ज़िले के शासन की देख-रेख करता है । इसे नाते वह 


60) , हमारा नागरिक जीवन 


पंचायती राज और अन्य स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर भी नज़र रखता है। वह इन 
संस्थाओं के चुनाव का प्रबन्ध करता है। यदि ये संस्थाएँ ठीक ढंग से कार्य न कर रही 
हों, तो वह राज्य सरकार को रिपोर्ट देकर इन संस्थाओं को भंग कर सकता है। 

आज के युग में जिले का शासन प्रबन्ध बहुत ही जटिल हो गया है। ऐसी अवस्था 
में शासन प्रबन्ध को केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। नाग- 
रिकों को भी इसमें पुरा सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही जिले का शासन 
सही रूप में चल सकेगा । 


अभ्यास 


]. प्रशासन की दृष्टि से भारत को किस प्रकार बाँटा गया है ? 
2, ज़िला शासन के पाँव बड़े सरकारी अधिकारियों के नाम बताओ ? 
3. जिलाधीश या कलेक्टर के मुख्य कार्य बताओ ? 


4. ज़िले में शांति तथा व्यवस्था बताए -रखने में पुलिस किस प्रकार से सहायता पहुँ- 
चाती है ? 


5. अपराधियों को अच्छा तागरिक बनाने के लिए आजकल जेलों में क्या-क्या कदम 
उठाए गए हैं ? 

6, भ्रूमि-संबंधी मामलों की देखभाल में कलेक्टर को कौन-कौन-से अधिकारी सहायता 
देते हैं ? 

7, मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं ? 
सेशन जज की अदालत किस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है. ? 

8, कलेक्टर ओर पंचायती राज में क्‍या संबंध है ? 

9. रिक्त स्थानों की पूति कीजिए : 
(क) जिले का सबसे बड़ा अधिकारी'**'“**'***“होता है। 


जिला शासन हे ५ 63: 


(ख) तहसोलदार के कीम दो प्रकार के होते हैं 
( क़ ) ब्नब्ब्ब 25 8७६ ४४ ७०६०००५ ३० ६ 


कुछ करते को - 


पास के किसी थाने में जाकर उसके.कार्यों कां पृता लगाओ और यह भी जानकारी प्राप्त 
करो कि पुलिस जनता की किस प्रकार सहायता करती है ? जी 


हमारी साबंजनिक सम्पत्ति 





रेल, बस, सरकारी इमारतें, बाँध, स्कूल, ऐतिहासिक स्मारक इत्यावि हुमारी संपत्ति हैं । 
इनकी रक्षा करना हुमारा कत्तेब्य है 


अध्याय 9 


. सार्वजनिक संपत्ति 


सावंजनिक संपत्ति क्या है ? 


। नाक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हम सब सामूहिक प्रयत्न करते 
हैं। अपनी सुविधा के लिए हम रोज ही सड़क, रेल और बस, नल और बिजली, 
स्कूल और कालिज, अस्पताल और बेल के मेंदानों का उपयोग करते हैं। हम और 
हमारी सरकार ने मिलकर इस सारी संपत्ति का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों ने भी 
मन्दिर, मस्जिद, गिरजे और गुरुदृबारे, किले, मीनारें और अन्य ऐतिहासिक स्थान 
बनाकर हमें दिए हैं। इन सबको बनाने में काफी धन और परिश्रम लगा है। ये संपत्ति 
किसी एक की नहीं है, हम सबकी है। जिस संपत्ति पर हम सबका अधिकार है, उसे हम 
सार्वजनिक या राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं । 
तुम्हारी पुस्तक, रबड़, पेंसिल इत्यादि तुम्हारी निजी संपत्ति हैं । इन वस्तुओं पर 
तुम्हारा निजी अधिकार है। तुम्हारी अनुमति के बिना अन्य कोई इसका उपयोग नहीं 
. कर सकता। तुम्हारे घर में कपड़े, चारपाई, मेज, कुर्सी, बतेन, रेडियो इत्यादि तुम्हारे 
घर की निजी संपत्ति है। इन वस्तुओं का उपयोग करने का तुम्हारे घर के लोगों को 
अधिकार है । लेकिन स्कूल की इमारत, पुस्तकालय, बेल-कृद के मेदान, ग्राम पंचायत 
घर, नगरपालिका कार्यालय आंदि सावंजनिक संपत्ति कहलाते हैं। इनका उपयोग करने 
का सबको अधिकार है । 


सा्ंजनिक संपत्ति के दो प्रकार 


सावंजनिक संपत्ति दो प्रकार को होती है। पहले प्रकार में सड़क, बस, रेल, पीने 
के पानी की बड़ी टंकियाँ और जलाशय, बिजली का कारखाना, स्कूल, अस्पताल, पार्क 


66 हमारा नागरिक जीवस 


इत्यादि आते हैं। इस तरह की संत्ति का उपयोग हम रोज़ के जीवन में करते हैं । 
दूसरे तरह की संपत्ति में ऐतिहासिक स्थान और स्मारक आते हैं, जेसे पुराने मन्दिर, 
मस्जिद, मीनार, किला आदि | 


स्कूल की संपत्ति 


प्रत्येक स्कूल में चटाई, टाट-पट्टी, मेज, कुर्सियाँ, डेस्क्र, श्यामपट॒ट, पुस्तकालय 
और प्रयोगशाला का सामान होता है। यह सब स्कूल की संपत्ति है। ये सब वस्तुएँ . 
विद्याथियों की फीस के पैसे से जोड़ी जाती हैं। इसलिए इन वस्तुओं को किसी भी 
तरह का नुकसान पहुँचाने का अर्थ है--हम सभी का नुकसान |. 

कुछ विदयार्थी स्कूल की वस्तुओं को तोड़ते-फोड़ते देखे गए हैं। वे पुस्तकालय 
की पुस्तकों और पत्र-पत्निकाओं के पन्‍ने फाड़ लेते हैं। विशेषतः चित्रों और नक्मों को 
अवसर फाड़ लिया जाता है। प्रयोगशाला की चीज़ें छुरा ली जाती हैं। इस तरह की 
बातों से हम सबको हानि होती है। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं, वें यह भूल जाते हैं कि 
उनके इस तरह के कार्यों से उतको स्वयं को नुकसान होता है। इन सब वस्तुओं को 
. बनाने और खरीदने में उनके स्वयं के माता-पिता का भी पैसा--जो वे कर के रूप में देते 
हैं--लगा है। इसके साथ-साथ अन्य साथी और विद्यार्थियों को भी असुविधा होती है। 
बे उन तोड़ी या फाड़ी गई वस्तुओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते । 


घातायपात के साधनों की रक्षा 


हमारे नागरिक जीवन में रेल और बस जैसे यातायात के साधनों का बहुत 
'महत्व है। हमारा देश इतना घनाढूय नहीं है कि बहुत-सी रेलें और बसे बनाई जा सकें 
या खरीदी जा सकें। धनाएय देशों में भी जहाँ इन साधनों की कमी नहीं है, रेल और 
बसों की तोड़-फोड़ सहन नहीं की जाती। हमारे देश में तो इन साधनों की कमी है। 
इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सब इनकी रक्षा का ध्यान रखें । 

कुछ समाज विरोधी लोग रेल और बसों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग बस 
की सीटो'को ब्लेड से काठकरं खराब कर देते हैं। कुछ व्यक्ति रेल की पदरियों को 


साबजनिक संपत्ति . - « 8 ५१० 67 


उखाड़ देते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी रेल दु्घटनाएं हो जाती हैं । रेल के डिब्बों में से कई 
चीज़ों की चोरी कर ली जाती है.। बिजली के परंखे हर के अब हैक आह हो. 
यात्रियों को बहुत कष्ट होता है । रेख और बखों के + जे अआाब त शचारिक कील 
बड़ी बाधा उत्पन्न हो. जातीकैं।... 57724: 00 न 
बहुत-से लोग अपने कार्मल्यी या कांरखानों में की करने. रेजे या बस से 
'जाते हैं। उसी तरह कई विद्यांथी स्कूल और कासिजों में पढ़ें रेस और बस-से जाते 
हैं। यदि ये रेल ओर बसें सभअये पर न' अंलें,तो दफ़्तरों, किलिओर कारबानों, स्कूल 
ओर कालिजों का काम भी रुक जाएगा। बीसोरों को समय.वर डॉक्टरी सहायता नहीं 
- पहुँचाई जा सकती। ह ५. 
समय पर यात्रा न होने या समाचार न मिलने पर देश के. व्यापार को नुकसान 
पहुँचता है-। रेलों में! बहुतःसा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। रैल 
की दुर्घटना होने पर दुकानदारों को और जनता को माल समंय पर नहीं मिल पाता । 
' साल न पहुँचने पर चीज़ों की कमी हो जाती है गौर प्रवका“दाम:सस जगह बढ़ जाता 
है। रेलों में भनाज भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है । कई स्थानों पर 
सूखा या अकाल पड़ जाता है । ऐसी जगहों पर समय पर अनाज नहीं. पहुँचे, तो बहुत-से 
लोग भूखे मर सकते. हैं । मे 
कई व्यक्ति डाकख़ानों के लेटरबक्सों को तोड़ डाल़के..हँ॥ कैमसे , जीगों (१ की 
चिट्ठियाँ समय पर नहीं पहुँचतीं । मित्रों और अंबर्शितों ५ के के ि.में.-. 
देर हो जाती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकंश्रान 'पंहुओीा को.+ 0 पंटुचा 
हैं।. यदि नुकसान पहुँचाने वालों को उनके बुरे कार्यों के परिणाम मालूम हो जाएँ तो 
शायद बहुत से व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पंहेंक्ाएँगे।...“# च 
कुछ व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति. की तोड़-फोड़ क्‍यों करेंतें हैं. !, इसके कई जलग- 
अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी 
करते हैं। कुछ अपने जीवन की कई परेशानियों के कारण तोड़-फोड़ में एक अद्भुत 
आनंद प्राप्त करते हैं। कुछ समाज विरोधी लोग अपनी माँगों के लिए तोड़-फोड़ और 
,हिसा करते पाए गए हैं। कारखानों के मजदूर, आफ़िस के कम्नैच्वारी,स्कूल और कालिणों 
के विद्यार्थी अपनी माँगों के लिए आन्दोलन और हड़ताल इत्यादि करते हैं। इन 















68 हमारा नागरिक जीवन 


आन्दोलनों में वे भावनाओं में बहकर साव॑जनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। अपनी 
माँगों को पूरा कराने के लिए शान्ति का रास्ता भी होता है। हमारा देश स्वतंत्र है और _ 
सरकार हमारी है। इसलिए अपनी माँगों को पूरा करने के लिए हम सभी को शान्तिका 

मार्ग ही अपनाना चाहिए। द 











'च5 । स... 
दर 
नए का का 





। 


(/ 
५५ 





सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है 


सार्वजनिक संपत्ति ४... 69 


पिछले पाठ में तुमने पढ़ा था कि सामूहिक जीवन के लिए सबके सहयोग की 
आवश्यकता होती है । सहयोग से ही सार्वजनिक संपत्ति निर्माण की जाती है। नांगरिकों 
से कर या टेक्स के रूप में पँसे लिए जाते हैं। इस धन से और समाज के लोगों की मेह- 
नत से सावंजनिक संपत्ति बनाई जाती है। इस संपत्ति का उपयोग सभी की सुविधा के 
लिए किया जाता है। इसलिए संपत्ति का नुकसान समाज के सभी नागरिकों को भुग- 
तना पड़ता है। इस. संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम 
कत्तंव्य है। 


ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा 


हमारे देश में जगह-जगह पर किले, मन्दिर, मस्जिद, गुरुदवारे जेसे ऐतिहासिक 
स्मारक बने हुए हैं। इन सब पर हमारे पूर्वजों का काफी धन और श्रम लगा है। ये 
ऐतिहासिक स्मारक हमें प्राचीन गौरव की याद दिलाते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से 
उपयोगी भी हैं। इनसे हमें प्राचीन काल के विषय में कई तथ्यों का पता चलता है । 

इनकी उपयोगिता और ऐतिहासिक महत्त्व के कारण सरकार इनके संरक्षण के 
लिए काफी धन. खर्च करती है। लेकिन कई व्यक्ति इन स्मारकों से मूर्ति इत्यादि की 
चोरी करते हैं। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि कई लोग इन स्थानों के दरवाज़ों 
और दीवारों पर अपना: नाम इत्यादि लिखकर इन्हें खराब और गंदा कर देते हैं। हमारे 
देश में (प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 958) कानून 
के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया जा सकता है। ऐतिहासिक स्थानों की संख्या 
बहुत अधिक होने के कारण सरकार इन सब पर पूरी तरह और हर समय निगरानी 
तहीं रख सकती । इसलिए हम सबको इन स्थानों के संरक्षण के लिए सरकार की सहा- 
यता करती चाहिए । 

राष्ट्रीय संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। इस संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से हम 
सबका नुकसान है। इस संपत्ति को हानि पहुँचाने से देश दुबल और गरीब होता है । 
संपत्ति के फिर से बनाने में हम सबको पैसा देना पड़ता है। देश की उन्नति में बाधा 
पड़ती है। अतः: अपनी और पूर्वजों की बनाई हुई राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हम 


नह 


70 हमारा नागरिक जीवन 


सबका कत्तव्य है। उसी तरह देश को समृद्ध बताने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को 
रक्षा करना हमारा कत्तंव्य है । 


अभ्यास 


- , 3. सार्वजनिक संपत्ति किसे कहते हैं ? इसके चार उदाहरण दो । 
. 9 सार्बैजनिक और निजी संपत्ति में क्या अंतर हैं? दोनों के दो-दो उदाहरण देकर 
* समझाओ। " 

3, सावंजत्िक संपत्ति का नुकसान हमारा स्वतः का नुकसान है। उदाहरण की सहायता 
से समझाओ । 

4. कल्पना करो कि दीपावली की छट॒टी में तुम अपने संबंधियों के यहाँ रेलगाड़ी से जा 
रहें हो, और दंगा-फसाद करने वाले कुछ लोगों ने तुम्हारी गाड़ी को किसी बीच के 
स्टेशन पर रोक दिया है। वे तुम्हारी गाड़ी को आगे नहीं जाने देते । ऐसी परिस्थिति 
में तुम्हें जो-जो असुविधाएँ और कठिवाइयाँ होंगी, उतकी सूची बनाओ । 

5. ऐतिहासिक स्मारकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ? नागरिकों को इनकी सुरक्षा 

. के लिए कया करता चाहिए ? 


कुछ करते को 
अपने पास-पड़ौस का निरीक्षण करके सार्वजनिक संपत्ति की सूची तैयार करो। 
2, अपने स्कूल का निरीक्षण करो और पता लगाओ कि स्कूल की वस्तुओं का विदुयार्थी 
किस तरह दुरुपयोग करते हैं | रकूल की वस्तुओं की ठीक देखभाल में तुम किस तरह 
सहयोग दे सकते हो ? 


अध्याय 0 


नागरिक संस्थाएं और हमारा सहयोग 


गा और शहरों की बहुत-सी. आवश्यकताएँ स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूरी होततों 
हैं। नागरिक जीवन को सुखी भौर समृद्ध बनाने में स्थानीय संस्थाओं का बहुत 
बड़ा महत्त्व है। वास्तव में गाँवों और शहरों का नागरिक जीवन स्थानीय संस्थाओं 
पर निर्भर है। यदि स्थानीय संस्थाएँ ढंग से काम न कर रही हों, तो वहाँ का नागरिक 
जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। 
जिस तरह गाँवों में गरीबी, तिरक्षरता और पिछड़ेपन की समस्या है, उसी तरह 
शहरों में बढ़ती हुई आबादी और विस्तार के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य, परि- 
बहन, आवास इत्यादि की समस्याएँ हैं । इन सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत् 
हमारी स्थानीय संस्थाएँ करती हैं। 
स्थानीय संस्थाएँ हमारी संस्थाएं हैं। हम इन्हें चुनते हैं । हम इन्हें बनाते हैं। ये 
हमारे हित के लिए कार्य करती हैं। इसलिए इनके कार्यों में दि लेना और सहयोग 
देना हम में से प्रत्येक नागरिक का ककत्तंव्य है । 


तागरिक बोध 


नागरिक बोध का अर्थ होता है श्रपत्ने अधिकार और कर्तव्यों का बोध | प्रत्येक 
नागरिक को अपने अधिकार और कत्तेंव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्येक 
अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा रहता है। अधिकार और कर्त्तव्य अलग-अलग नहीं किए 
जा सकते। उदाहरण के लिए, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रत्येक 
बच्चे को उसके माता-पिता और समाज को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इस शिक्षा के 
पाने के अधिकार से जुड़ा हुआ बच्चे का एक कत्तंव्य भी है। मन लगाकर शिक्षा प्राप्त 
करना प्रत्येक बच्चे का कत्तंव्य है। उसी तरह स्थप्यीय संस्थाओं से नागरिक सुविधाएँ 


72 हमारा नागरिक जीवन 


जैसे पीने का पाती, बिजली इत्यादि प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। 
लेकिन पानी, बिजलीं इत्यादि का उचित उपयोग करना और पानी-बिजली का बिल 
समय पर चुकाना प्रत्येक नागरिक का कर्तंब्य है। ह 

कोई भी स्थानीय संस्था नागरिकों की सहायता और सहयोग के बिना अपने कार्ये 
ठोक ढंग से नहीं कर सकती । सड़कों की सफाई का काम स्थानीय संस्था को हीं देखना 
होता है| हम' सबका कर्तव्य है कि हम सड़कों पर कांग्ज, केले के छिलके और कड़ा- 
करकट न फेके । हमारे इस सहंयोंग से सड़कें साफ़े रखने में बहुत मदद मिलती है। . 

स्थानीय संस्थाओों के कार्यों में रुचि लेना और उनके कार्यों. में सक्रिय भाग लेना 
भी प्रत्येक नागरिक का कत्तंव्य है । 


मत का उचित उपयोग... 
स्थानीय संस्थाओं का चुनाव होता है और इस चुनाव के द्वारा इन संस्थाओं में 





मत का उचित उपयोग 


नागरिक संस्थाएँ गौर हमारा सहूधोग 73 : 


जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपना मत 
अवश्य दें। मत उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहिए, जो जनता के हित में कार्य करते हैं । 
यदि हम अपने सत सही व्यक्तियों को नहीं देते, तो स्थानीय संस्थाएँ गलत व्यक्तियों 
के हाथ में आ जाती हैं और फिर ये संस्थाएँ जनता के हित के लिए काये नहीं कर 
पाती । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने मत का सदुपयोग करें। 

मत देने के पश्चात्‌ भी स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर तज़र रखना प्रत्येक 
नागरिक का कत्तंव्य है। यदि नागरिक जागरूक रहें और. संस्थाओं के कार्यों में रुचि 
लें, तो संस्थाएँ जनता के हित में अधिक कार्य करती हैं । 


कानूनों और नियमों का पालल 


अपने कार्यों को करने के लिए प्रत्येक स्थानीय संस्था कुछ काबूत और नियम 
बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पंर दंड दिया जाता-है+-हम-सबको इव नियर्मों का 
पालन करना चाहिए। नियमों का पालन दंड के भय से नहीं, वरन्‌ स्थानीय सेंस्थाओं 
को सहयोग देने के दृष्टिकोण से करना चाहिए । नियमों का पालन न होने पर अव्यवस्था 
फेल जाती है। गाँव व शहरों में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का 
पालन बहुत आवश्यक है । बस या रेल के स्टेशनों पर लोग लाइन में खड़े रहते हैं । यदि ' 
. सारे लोग लाइन में खड़े न होकर एक साथ खिड़की पर जमा होने की कोशिश करें ' 
. तो जो गड़बड़ी और अव्यस्वथा उत्पन्त होगी, उसकी कल्पना तुम कर सकते हो । 

सामूहिक जीवन के लिए नियम आवश्यक होते हैं। नियम हम सबके हित के लिए 
बनाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के दवारां नियम तोड़ने पर समाज को नुकसान तो पहुँचता 
ही है, उस व्यक्ति को भी कभी-कभी खतरा पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए शहरों 
: में रास्ते पर चलने के लिए नियम होते हैं। इन नियमों को तोड़ने पर कभी-कभी व्यक्ति 

को जान का खतरा रहता है । 


* कर देना े । | 
हम सबको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि स्थानीय सस्थाएँ हमारे हित और, 


हि 


74 हमारा नागरिक जीवन 


विकास के लिए बनाई जाती हैं। कोई भी संगठन बिना धन के नहीं चलाया जा सकता। 
स्थानीय संस्थाओं के लिए कर आय का मुख्य साधन होता है। करों के धन से ही हमें 
कई तरह की नागरिक सुविधाएँ दी जाती हैं। इपलिए प्रत्येक नागरिक का कर्त्तेग्य हो 
जाता है कि वह करों का भुगतान समय पर स्वेच्छा से करे। ह 


अनुशासन और सहयोग 


तुमने पहले पाठ में पढ़ा ही है कि मनुष्य को जीवन की सुरंक्षा और प्रगति के 
लिए कई संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है । कुटु ब, स्कूल, स्थानीय संस्थाएं, देश और 
राज्य की सरकारें इत्यादि । संस्थाएं नागरिक जीवन के विकास के लिए कार्य करती 
हैं । इन संस्थाओं में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। हमारा कर्तव्य 
हो जाता है कि हम इन संस्थाओं के प्रति निष्ठा रखें । लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक 
वस्तु अनुशासन है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और नागरिक जीवन में अनुशासत्त का 
पालन करना चाहिए। अनुशासन के बिना नागरिक जीवन और उसके साथ स्थानीय 
संस्थाएँ अव्यवस्थित हो जाती हैं। देश की प्रगति रुक जाती है । 

अनुशासन का अर्थ है, कत्तंव्यों और नियमों का पालन । आज हमारे देश में ऐसे 
नागरिकों की आवश्यकता है जो अपना काम समय पर ठीक ढंग से करें। हमारे 
अनुशासन से स्थानीय संस्थाओं को बल मिलता है। अनुशासन के दुवारा ही हम इन 
संस्थाओं को अधिक सहयोग दे सकते हैं । 


अभ्यास 


. नागरिक बोध' का क्या अर्थ है ? उदाहरण देकर समक्षाओ। ल्‍ 

2. मत का उपग्रोग करते समय किस विशेष बात का ध्यान हमको रखना चाहिए ? 

3. कल्पना करो कि तुम बस की लाइन में खड़े हो। बस के आने पर लाइन दूद जाती 
है । ऐसी स्थिति में तुम्हें जो असुविधाएँ हो सकती हैं, उनका वर्णन करो । 

4. स्थानीय शासन को हम किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं ? 


नागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग १5 
कछ करने को 


!. पाक्त-पड़ौस में जाकर देखो कि स्थानीय शासन ने जगह को साफ़-सफ़ाई के लिए 
नागरिकों को कौन-कौन सी सुविधाएँ दी हुई हैं। यह भी पता लगाओ कि पड़ौस के 
लोग पड़ोस की सफ़ाई में किस हृद तक स्थामीय शासन की मदद करते हैं । 

2. सड़क पर चलने के नियमों की सूची बनाओ | पता लगाओ तुम्हारे शहर में इन 

' नियमों का पालन कहाँ तक होता है । 


